[ सर्वोद्य साहित्य माला : अद्वाचनवाँ अन्ध ] 


इंग्लेण्ड में महात्माजी 
लेखेंकं 
महादेव देखाई 


सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली 
शाखा ४ लखनऊ 


प्रकाशक, 
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री, 
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्‍ली । 


संस्करण 
जून, १९३२ : २००० 
नत्रम्बर १९३८ : १००० 
मृल्य 
एक रुपया 


मुद्रक, 
हरनामदास गुछ 
भारत प्रिंठिग भेस, दिल्‍ली । 


दो शब्द 


गाँधी-इवचिन-समझौते के बाद, महात्मा गाँधी, राष्ट्रीय-महासभा- 
(काँग्रेस) हारा एकमात्र प्रतिनिधि निर्वाचित होकर, गोलमेज्ञ-परिषद्‌ में 
सम्मिलित होने इंग्लेण्ड गये थे । वहाँ परिषद्‌ में उन्होंने जो भाषणादि 
दिये, वे 'राष्ट्र-वाणी' के नाम से पुस्तक-रूप में मण्डल से अलग प्रकाशित हो 
चुके हे। किन्तु इतने ही पर उनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता । सच पूछा 
जाय तो, यह तो एक प्रकार से उनका गौण कार्य था। वह परिषद्‌ में 
कोई विशेष आशा लेंकर नहीं गये थे । उनका वास्तविक कार्य तो परि- 
षद्‌ से बाहर था। इसलिए परिषय्‌ से बचा हुआ उनका सारा समय 
लन्दन और उससे बाहर के आस-पास के प्रमुख व्यक्तितयों से भेंट करने 
एवं संस्थाओ में सम्मिलित होकर भारत के सम्बन्ध में फेली ग्ररूत-फ़हमी 
को दूर कर राष्ट्रीय सहासभा के दावे को सिद्ध करने में ही व्यतीत होता 
था। उन्तका यह कार्य परिषद्‌ के कार्य से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था। 
क्री महादेवभाई देसाई इस सबका विवरण प्रत्ति-सप्ताह यग इण्डिया! में 
प्रकाशनार्थ भेजते रहते थे ॥ इससे पुर, जहाज्ञ पर, जो-जो मनोरंजक 
घटनायें घी, मार्ग में स्थलू-स्थल पर गॉधीजी का जो अपूर्व स्वागत 
हुआ। उसका सनोरंजक विवरण भी यथासमय “यग इण्डिया! में प्रकाशित 
हुआ था। प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं सबका संकलन हे । 'हिन्दी नवजीवन' 
में संयुक्त सम्पादक की हैसियत से इनके हिन्दी अनुवाद का सौभाग्य 


ह्ल्ज्ड २्‌ न त-+ 


मुझे प्राप्त हुआ था । परिस्थितिवद्ञ मेरे बाहर रहने से आदरणीय बन्धु 
मोहनलालजी भट्ट को भी इस सम्बन्ध सें काफ़ी काम करना पड़ा था। 
स्थानोय दो-एक मित्रो से भी इसमें मुझे सहयोग सिला है। अतः इस 
सबके लिए से उनका कृतज्ञ हूँ । 


अजमेर ४ 
ज्येष्ठ पूणिमा, १९८९ | शंकरलाल वर्मा 


इंग्लेणड में महात्माजी 


4 के 
8 के 


यह एक प्रकार से बिलकुल जावू-सा ही हुआ, अन्यथा गाँधीजी के 
सचमुच जहाज पर सवार होने से पहले किसी को यह विश्वास न हुआ 
होगा कि वह विलायत जा रहे हैं। अधगोरे पत्रों 
के शिमला के सवाददाताओं ने सुख की सास ली 
होगी कि 'शान्ति में विष्न डालनेवालाः, असुविधाजनक व्यक्ति), 'दुःख- 
दायी आदमी? रवाना हो गया--और, प्रायः ऐसे ही भाव अफसरो के भी 
हुए होंगे । सतत जागरूकता ऐसी चीज है, जिसे कोई सत्ताधारी सहन नहीं 
कर सकता । लेकिन गॉधीजी के लिए तो यह सतत जागरुकता ही जीवन 
का मूल श्वास है। किसीको यह न समर ब्रैठना चाहिए कि चूँकि गाँधीजी 
कुछ सप्ताहो के लिए गैर हाज़िर रहेगे, इसलिए, इस जागरूकता अथवा 
सावधानी में शिथिल्ता आ जायगी। गत २७ अगस्त को शह-सचिव 
(होम सेक्रेटरी) को लिखा हुआ पत्र, जो कि दूसरे समकौते का भाग है, 
कॉग्रेस को सतत जागरूकता अथवा सावधानी के वचन और गांधीजी के 
इन भावो के सार्वजनिक वक्तव्य के सिवा और कुछ नहीं है कि यदि वह 
जा रहे हैं, तो सशह्ग और कम्पित-हृदय से जा रहे हैं । 


9 ७0 ७ ७9 


मेघाणी का सदेश 


इस्लेड म॑ महात्माजी ] डे 


राजपूताना जहाज के बम्बरई से रवाना होते समय गाँधीजी को 
बहुत से तार मिले | एक तार वायसराय सा० का था और बहुत से 
मित्रो और साथी कार्यकर्ताओं के थे, जिनमे उनकी यात्रा और उससे भी 
अधिक उनकी वापसी के शुभ होने की कामनां की गई थी और उनकी 
ग़ैरहाज़री में कस्डे को ऊँचा रखने का वचन दिया गया था | दो ऐसे 
थे, जिनमे वास्तविक सूचना एवं प्रार्थना थी | एक में कहा गया था, 
“ईश्वर आपके मार्ग को प्रकाशसान करे |? दूसरे से कहा गया था, या 
तो आप विजयी होंगे अथवा भारी हानि उठावेगे | ईश्वर आपको विजयी 
बनावे |” किन्तु इस समय गाँधीजी जिस स्थिति में थे, उसका सच्चा 
और सुस्पष्ट चित्र तो, स्वय गॉधीजी के शब्दों मे, गुजराती की वह 
कविता थी, जो हमारे नवयुवक कवि श्री मेघाणी ने उनकी बिदाईं के 
उपलक्ष्य में लिखी थी | यदि में उसका सार देने मे सफल भी होऊँ, तो 
भी उसके स्वारस्थ और अन्तरिक सद्भावनायुक्त उद्गार को अनुवाद में 
परिणुत करना असम्भव होगा | ऐसा मालूम होता है, मानों १३ अगस्त 
के समझोता-भज्ञ के बाद से गत १५ दिन तक गॉधीजी के अन्तस्थल से 
उठनेवाले विचारों और भावनाओं को कवि की आत्मा अत्यन्त निकट 
से देखती रही है । कवि कहता है-“आपने अनेक कड़वी घूँटे पी हैं, 
जाइए, अब विप का अतिम प्याला पीने के लिये और जाइए । आपने 
असत्य का सत्य से, घुणा का प्रेम से और कपट का सरल व्यवहार से 
मुकाविला किया है। आपने अपने घोरतम शत्रु तक का अविश्वास करने 
से इनकार कर दिया है | तब जाइए और वह कड़वी धूँट और पीजिए, 
जो आपके लिये सुरक्षित रखी है | हमारे कष्ट और आपत्तियों के खयाल 


छू [ इग्लैंड में महात्माजी 


से आपको हिचकिचाने की जरूशत नहीं ( चटगाँव की बरबादी की खबर 
धीरे-धीरे आ रही है) | आपने हमें प्रसन्तापूवंक कष्ट-सहन करना सिखाया 
है। आपने हमारे कोमल हृदय की फौलाद-सा कठोर वना दिया है। 
गेसी दशा में कया चिन्ता, यदि आप खाली हाथ लौटे ! केवल आपका 
जाना ही काफी है! जाइए, और मानव समुद्धय को अपना प्रेम और 
आतृत्व का सन्देश सुनाइए। मानवजाति सोगों से कराह रही है और 
शान्ति के मरहम के लिए, जो कि वह जानती है, आए अपने साथ ले 
जायेंगे, अत्यन्त चिन्तातुर है |” 
गॉाँधीजी ने एक मित्र को जहाज भे सबसे नीचे दर्ज की पांच जगहें 
तय कर लेने के लिए; वार दे दिया था | जहाज में सबसे नीचा दर्जा 
सेफ्रेंड क्लास था, इसलिए हम दूसरे दर्ज की कोठरी में 
रहे | लेकिन ज्यों ही गॉधीजी को अवसर मिला, उनकी 
गद्ध-दष्टि हमारो कोठरी की छीज़ो की जाँच-पड़ताल करने लगी। उन्होने 
कद्दा, भाग्य से हम दूसरे दर्जे की कोठरी मे हैं, किन्तु मान लो यदि हम 
निचले दर्ज के मुसाफिर दोते,तो अपने साथ के इतने सामान की किस तरह 
व्यवस्था करते १ एक जवाब था, कुछ ही घन्दों में हमे तैयार होना पड़ा 
था।! दूसरा जवाब था, 'इमने ये सब सूटकेस उधार लिए हैं और घर पहुँचते 
ही यह सब लौटा ठेंगे।? एक तीसरा जबाब यह था कि कई मित्रो ने 
अपनी फालतू चीजों की मरमार करदी और उन्हें रोकने का हमारे पास 
कोई उपाय न था| एक जवाब यह भी था कि जानकार मित्रो ने हमे 
कुछ आवश्यक चोजों से लैस रहने की सलाह दी थी और इसलिए 
ऊन्‍्दोने जो कुछ कहा उसे करने के सिवा और कोई चारा न था | 


हमारा सामान 


इंग्लैंड में महात्माजी ] ध्‌ 


इन जवातों ने हमारे मामले को ओर भी ख़राब कर दिया | उन्हें 
इनमें विशेष बहानेबाजी मालूम हुई और वद् उत्तेजित हो गये | देश के 
दरिद्रतम समुदाय के प्रतिनिधि के साथी अपने साथ ऐसे बहुमूल्य सूटकेस 
रखें, कोई बात नहीं, चाहे वे भेंट में आये अथवा उधार लिये क्‍यों न 
हों, इसी खयाल से उन्हें बड़ा आघात पहुँचा; और इसीलिए हममें से 
जो कोई भी उनके सामने आया, उसे उनकी कड़ी फटकार सुननी पड़ी--- 
“तैयारी के लिए. समय के अमाव का बहाना करना कुछ अच्छा नही। 
किसी तैयारी की जरूरत न थी । उचित ही नहीं बल्कि यह श्रधिक अच्छा 
होता कि जो-कुछ भी चीजें आई , सबके लिए, तुम मित्रों से कह देते कि 
हमें इन सबकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और अपने लिए जय- 
राजानी के भण्डार से कुछ गरम ओर सूती थान ले आते ! लेकिन तुम 
ते जो कुछ आया सब लेते गए, मानों तुम्हे लन्दन में पाँच वर्ष रहना 
हो ! मैंने तुमसे कह दिया था, कि हमें जिस किसी चीज की आवश्यकता 
होगी वहाँ मिल सकेगी और लौटने पर हम उसे ग़रीबों के लिए छोड़ते 
आवेंगे | तुमने ये सूटकेस वापस करने का वादा कर लिया है. इससे 
तुम्हारे अपराध में कमी नहीं हो सकती | मैंने यह कभी खयाल नहीं किया 
था कि ठुम ये साथ रख रहे हो; लेकिन ठुम लोगो ने बिना किसी हिचकि- 
चाहट के इन चमड़े के ट्र्डों को स्वीकार कर लिया, इससे अपनी ग़रीबी 
और अपरिग्रह की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में तुम्हारी क्या धारणा है, इसका 
मुझे खयाल हो आया | ठुम कहते हो कि इनमें की कुछ चीजें पुरानी 
हैं और मित्र के पास फालतू पड़ी हुईं थीं। इससे तुम या तो खुद अपने 
को धोखा दे रहे हो, या मुझे धोखे में डालना चाहते हो | यदि ये फालतू 


७ [ इंग्लैंड में महात्माजी 


होतीं, तो उन्होंने इन्हे फेक दिया होता । उन्होंने ये तुम्हे कभी न दी होतीं, 
यदि तुमने उनसे यह न कहा होता कि हमें इनकी ज़रूरत है। और यह 
कहना कि ठुमने जानकारों की सलाह के अनुसार यह सब कुछ किया, 
बेहूदगी है | अगर तुमने उनकी सलाह ली, तो तुम्हें उनके साथ ही रहना 
चाहिए, था । यहाँ ठुम मेरे साथ हो और इसलिए, मेरी सलाह के अनुसार 
चलना चाहिए |” इस तरह कई दिनों तक यह फटकार पड़ती रही। 
सौमाग्य से हम बहुत अच्छे प्रवासियों में ये, किन्तु यह फटकार किसीको 
भी खिन्न अथवा बीमार कर देने के लिए! काफी थी |. इससे हमने यह 
अच्छा उपाय सोच निकाला कि हमें जिन चीजों की ज़रूरत है, और 
जिनकी ज़रूरत नहीं हे, उनकी छेंटनी कर डालें और अनावश्यक चीजों 
को अदन से वापस लौटा दें। और इसलिए यह हमारा पहला काम 
हो गया । 

इसीमें तीन दिन लग गये और चोथे दिन हमने अपनी सूची निरी- 
क्षण के लिए पेश की | उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारी सूची में दखल 
न दूँगा, यद्यपि मैं यह चाहूँगा कि लन्दन की गलियों में तुम्हें उसी 
तरह धूमता देखूँ , जिस तरह कि तुम लोग शिमले में धूमा करते हो | 
यदि तुम शिमले में एक धोती, एक कुर्ता और एक जोड़ी चप्पल पहन 
कर घूम सकते हो, तो मैं तुम्हे विश्वास दिलाता हूँ. कि लन्दन में ऐसी 
कोई बात नही है, जो तुम्हारे इस तरह घूमने में रकावठ डाल सके । 
यदि मैं देखूँगा कि तुम पर्यात कपड़े नहीं पहने हुए हो, तो मैं स्वयं 
तुम्दें सावधान करूँगा और तुम्हारे लिए अधिक ऊनी कपड़े प्राप्त करूँगा | 
लेकिन तुम किसी ऐसे काल्पनिक भय के कारण कुछ भी न पहनो कि 


इस्लेंड में महात्माजी ] हा 


यदि तुम यह न पहनोगे तो वहां के लोग दुःखित होंगे | विश्वास रखो 
कि वहा के लोग तो तुम्हारे श्रथवा मेरे पास बढिया यूटकेस देखकर 
दुःखित होंगे ।! एक कम्पनी की तरफ़ से मेंट-स्वरूप दिये गये चमड़े के 
एक वेग की तरफ़ इशारा करते हुए उन्होंने कहा--“यदि तुम हिन्दुस्तान 
भे खादी के कोले से काम चला सकते हो, तो इस्लैएड में क्‍यों नहीं 
चला सकते ! और क्या तुम समभते हो कि वहाँ के आदमी ऐसे सुन्दर 
चेगों में ही अपने कागजू-पत्र ले जाते हैं! दरगिज नहीं। सम्भव है 
लोम्बड स्ट्रीट में कुछ मालदार पूँजीपतियों, व्यवसाइयो अ्रथवा बड़े बडे 
राजनीतित्रों के हाथ में ठुम ऐसे वेग देखो, वे उनमें महत्वपूर्ण सरकारी 
काग़ज-पत्र ले जाते हुए दिखाई दें, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये हास्यास्पद 
मालूम होंगे ।' एक मित्र ने बड़े आग्रह से एक दुर्बीन दिया था | उसकी 
भी वही दशा हुई, जब उसपर वही साधारण कसौटी लगाई गई, कि हमें 
ऐसी कोई चीज न रखनी. चाहिए, जो साधारण अवस्था में हम न रख 
सकते हों । लेकिन इस तरह की बातों से काफी मनोरञ्ञन हुआ और 
गॉधीजी का क्रोध शान्त हो गया। एक मित्र ने कृपाकर जहाज पर 
गॉधीजी के इस्तैमाल के लिए एक मोड़कर रक्‍्खी जा सकने योग्य, 
अमेरिका की बनी हुईं, सफरी चारपाई दी थी। उसे देखकर गॉाँधीजी ने 
कहा--आओह, क्‍या यह संफरी चारपाई है ? में तो समझता था कि यह 
हाकी का सेठ है ! अच्छा, इस हाकी-सेट को भी जाने दो । क्‍या तुमने 
कभी मुझे इसका उपयोग करते देखा है ?? इसी ज्ञण हमारे और उनके 
कष्ट को दूर-करने के लिए श्री शुण्वकुरेंशी आ पहुँचे और तुरन्त ही 
गॉघीजी ने मजाक करते हुए उनसे कहा--/ अच्छा शुएत्र, यदि नवाब 


६ [ इंग्लैंड में महात्माजी 


साहब ( भोपाल ) की पार्टों में कोई काश्मीरी दुशाले खरीदना चाहते 
हों, तो मुझे बताओ । मित्रों ने मेरे लिए जो बहुत से शाल दिये हैं, मे 
उनकी दूकान खोल सरकूँगा | एक मित्र ने मुझे ७००) का जो बहुमूल्य 
शाल दिया है, वह इतना मुलायम और बारीक है कि एक अंगूठी के 
बीच में से निकल सकता है। कदाचित्‌ उन्होने यह खयाल किया होगा 
कि यह दिखाने के लिए कि करोड़ों भारतीयों का मै कितना अच्छा प्रति- 
निधित्व करता हूँ , मै यह शाल ओढकर गोलमेज-परिषद्‌ मे जाऊँगा ! 
अच्छा हो, यदि बेगम साहबा इस बहुमूल्य शाल से मुझे मुक्त करे और 
इसके बदले गरीबों के उपयोग के लिए मुझे ७०००) रुपये दें। गरीबों 
के एकमात्र प्रतिनिधि के लिए. यही सबसे उपयुक्त है |? 

यह फटकार अ्रनुपयुक्त नही थी, यह बात इसीसे निश्चित रूप से सिद्ध 
हो जायगी कि इसके परिणामस्वरूप हमें जो छेटनी करनी पड़ी, उससे 
हम कम-से-कम सात सूटकेस अथवा केबिन ट्रंक अदन से वापस लौटा 
कर उनसे छुट्टी पा गये | 

समुद्र क्षुब्ध है। हममें से अधिकांश गाँधी जी से, जिनसे बढ़कर 'राज- 
पूताना! जहाज पर शायद और कोई नाविक नहीं है, कोई गम्भीर बात या 
बहस करने के लिए तैयार नहीं है। सेकेए्ड क्लास की 
सतह पर उन्होंने एक कोने म अपने लिए जगह चुन ली 
है, और वे अपने दिन का अधिकाश और सारी रात वहीं बिताते हैं। उस 
दिन बिइलाजी ने उनसे कहा, मालूम होता है, हम लोगों से पिण्ड छुड़ाने 
के लिए आपने जानबूक कर यह जगह चुनी है। हमारे लिए तो 
प्रार्थना के समय भी ऊुछ मिनट भी यहाँ वैठना कठिन प्रतीत होता है |? 


उत्तम नाविक 


इस्लैंड में महात्माजी ] १० 


लेकिन हिन्दुस्तानी मुसाफिरों की काफी सख्या ने अपनी समुद्री 
बीमारी से छुटकारा पाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भोंजन के कमरे 
अब पूरे भर जाते हैं, और २२ यात्री कल शाम की प्रार्थना से सम्मि 
लित हुए, थे | गाधीजी ने अपने देनिक कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं 
किया है। अपने नियमित समय पर वह सोते और उठते हैं ओर हमेशा 
की भाति ही काम करते हैं | 

यहाँ मुझे. यह कहना ही होगा कि न सिफ़ गाधीजी के प्रति, बल्कि 
उनके सब साथियों के साथ, जो कि खादी का कुर्ता, घोती और टोपी 
पहने हुए, सारे जहाज में धमाचौकड़ी मचाये 
रहते हैं, जहाज के सब अधिकारियों का व्यवहार 
न केवल असाधारण बल्कि अत्यधिक शिष्टतापूर्ण रहा है।पी० एरंड 
ओ० जहाजी कम्पनी के खिलाफ हिन्दुस्तानी मुसाफ्रों को रज्धभेद और 
जातीय पक्षुपात की जो अनेक शिकायतें आप सुनते हैं, वे किसी तरह 
इस यात्रा के समय इस जहाज से ग़ायब होगई दिखाई देती हैं । 


जद्दाज के कमचारी 


बम्बई से ठीक पश्चिम की तरफ के १,६६० मील दूर थका देनेवाले 
समुद्री-सफर के बाद, विश्राम का पहला बन्दरगाह अदन है। नगर 
ज्वालामुखी चद्ानो का समूह है--नगर का केन्द्र 

भाग अभी तक क्रेटर” (ज्वालामुखी का मुख) कह- 

लाता है और यात्री को जहाज पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर और 
शहर के चारों ओर की वृक्षह्दीन, कोयल-सी काली चट्टानें दिखाई देने 
लगती हैं। कहा जाता है कि सदियों से इसपर अनेक शासकों ने 
शासन किया, और अब भी कहा जाता है कि जिस समय सन्‌ १८१६ 
में इसपर अधिकार किया गया यह एक बछली के शिकार का 
छोटा-सा गॉव था, जिसमें मुश्किल से ६०० प्राणी रहते थे | यदि विश्वस्त 
विवरण मालूम हो सके तो इसके कब्जा किए. जाने की कथा भी बड़ी 
मनोरक्ञषक होगी ओर कदाचित्‌ साम्राज्यवादी लुठेरों की उन्नीसवीं सदी 
की लूट मे और वृद्धि करेगी अवश्य ही अंग्रेंजी स्कूल के विद्यार्थी को 
तो यही पढाया जाता है कि लाहेज का सुलतान, जो कि सालाना 
खिराज के तौर पर अदन छोड़ने के लिए. तैयार हो गया था, अपने 
वायदे से फिर गया और एक अंग्रेजी जहाज पर हमला करके उसे 


अदन 


इस्लैंड में महात्माजी ] श्२ 


है. 


लूट लिया | नतीजा यह हुआ कि किलो पर घावा करना जरूरी हो गया 
ओर तदनुसार सन्‌ १८३१६ से उनपर आक्रमण करके कब्जा कर लिया 
गया | लेकिन सच बात तो यह है कि लाल-महासागर--ससार के सब 
से बडे जलमार्ग--पर अपना निश्चित अधिकार बनाये रखना जरूरी था, 
ओर यह तबतक सम्भव न था, जबतक अदन और पेरिम में एक 
जबरदस्त फौज न रखी जाती । पेरिम अ्दन से सुदूर पश्चिम की ओर 
१०० मील के फामले पर एक द्वीप है,जिस पर इतनी सख्ती से निगरानी 
रखी जाती है कि अदन के रेजिडेन्ट की स्त्रीकृति बिना वश कोई भी नहीं 
ठहर सकता | 

शहर की आबादी ५३,००० है, जिसमे ३१,००० अरब, ६,५०० 
सोमाली और ५,५०० हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें अधिकाश बम्बई के गुज- 
राती और कच्छी हैं| इन कुल ६२ बयों से अदन अभी तक बम्बई- 
सरकार के आधीन था, लेकिन अब एक प्रस्ताव इसे भारत सरकार के 
आधीन कर देने का चल रहा है। अनेक स्पष्ठ कारणों से अदन के भारतीय 
इस परिवतन का विरोध कर रहे हैं| विरोध का एक सर्वथा स्वाभाविक 
कारण यह है कि यहाँ के अधिकाश निवासी बम्बई के हैं. और उनका 
व्यापास-सम्बन्ध भी बम्बई से ही है, इसलिए उनके लिए सबसे अधिक 
सुविधा बम्बई के अन्तर्गत रहने में ही है। और सबसे बडी बात तो यह 
है कि यदि बम्बई को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अधिकार मिले, जो कि अब 
अवश्य ही मिलेंगे, तो अठन उसके लाभ से वश्चित न किया जाना 
चाहिए | एक और भी कारण है और वह यह कि यदि अ्दन केन्द्रीय 
सरकार के सुपुर्द कर दिया गया तो यह बहुत सम्भव है कि वह एक 


१३ [ इग्लेड मे महात्माजी 


"बन्दोबस्ती जिला या अ््धफोजी क्षेत्र बना दिया जायगा और इस प्रकार 
बहाँ का सारा साव॑जनिक जीवन नष्ट हो जायगा | 

यहाँ के हिन्दुस्तानी गाधीजी तथा गोलमेजु-परिप्रद्‌ के दूसरे प्रतिनिधियों 
का स्वागत करना चाहते थे, और इसके लिए राष्ट्रीय क्डा साथ रखना 
चाहते थे | किन्तु रेजिडेन्ट ने राष्ट्रीय कए्डा साथ 
रखने की इजाजत न दी और जबतक स्वच गाधीजी 
नें इस स्वागत-समिति के अव्यक्षु श्री फ़ामरोज कावसजी की यह न सुकाया, 
कि रेजिडेन्ट से टेलीफोन द्वारा कहा जाय कि वह (गॉधीजी) इन शर्तों के 
रहते अभिनन्दन-पत्र के स्वीकार करने की कल्पना तक नहीं कर सकते, 
ओर जब कि सरकार और काग्रेस मे सन्धि है, तव कम-से-कम सन्धि के 
अनुसार सरकार को राष्ट्रीय कण्डे का विरोध नहीं करना चाहिए, तब 
तक किसीको भी रेजिडेन्ट के इस कार्य का विरोध करने का साहस नहीं 
हुआ । यह दलील कास कर गई, और गॉधघीजी को अमिनन्दन-पत्र दिये 
जाने की जगह राष्ट्रीय कण्डा फहराने की स्त्रीकृति देकर रेजिडेण्ट ने इस 
अप्रिय स्थिति को बचा लिया | 

दूसरी बात जो मैने देखी वह यह थी कि यद्यपि अदन के भारत 
सरकार के अधीन किये जाने का प्रश्न कई दिनो से सामने था, फिर मी 
गॉधीजी को दिये गये अमिननन्‍्दन-पत्र में उस सम्बन्ध में एक शब्द तक 
न था| मै इसका कारण अधिकारियो के भव के सिवा और कुछ नहीं 
समझता । किन्तु कुछ नवयुवक ऐसे हैं, जो वम्बई के महासमा के उत्साइ- 
अद वातावरण को कुछ चिनगारियों वहा ले गये हैं, और गुजरातियों के 
कारण, जो कि प्रत्यक्षतः आन्दोलन से परिचित रहे हैं, वहाँ काफी खादी 


राष्ट्रीय करडा 


इस्लेंड में महात्माजी ] १४ 


दिखाई दी, हालाकि में यह नहीं कह सकता कि वह सब शुद्ध थी या 
नहीं 

इस स्थिति से गाधीजी को महासभा का सन्देश सुनाने का मौका 
मिल गया, और क्योंकि स्वागत की तैयारी में अरबो ने भी योग दिया 
था--स्वागत का अमभिनन्दन-पत्र गुजराती और अरबी दोनों भाषाओं मे 
पढ़ा गया था--इसलिए अरबों को भी वह अपना सन्देश सुना सके | 

अभिनन्दन-पत्र का उत्तर और ३२८ गिन्नियों की यैली के लिए धन्य- 
वाद देते हुए गाधीजी ने कहा-- 

“आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद 
देता हूँ । मै जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों 
का नहीं है, वरन्‌ महा-सभा का है, जिसका कि, ऐसी अशा है, में गोल- 
मेज परिषद्‌ में योग्य प्रतिनिधित्व करूँगा | मुझे मालूम हुआ है कि 
अमिनन्दून-पत्र के इस कार्यक्रम में आपके सामने राष्ट्रीय कण्डे के कारण 
कुछ रुकावट थी। अब मेरे लिए तो हिन्दुस्तानियों की ऐसी सभा की, 
खासकर जब कि राष्ट्रीय-नेता निमन्त्रित किये गये हो, कल्पना करना ही 
असम्भव है, जहाँ पर राष्ट्रीय क्डा न फहराता हो । आप जानते हैं कि 
राष्ट्रीय कण्डे के सम्मान की रु्ा में बहुतों ने लाठियों के प्रहार सहे हैं 
और कइयों ने अपने प्राण तक दे दिये हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय सरडे 
का सम्मान किये बिना किसी हिन्दुस्तानी नेता का सम्मान नहीं कर सकते | 
फिए सरकार और महासभा के बीच समझौता हो चुका है, और महासभा 
इस समय उसका विरोधी दल नहीं वरन्‌ मित्रवत्‌ है। इसलिए सिफ़ 
राष्ट्रीय फणंडे का केवल फहराना सहन कर लेना या उसकी इजाजत दे 


श्ध ह [ इंग्लैंड में महात्माजी 


(० म०-प 


देना ही काफ़ी नहीं है; वरन्‌ जहां महासभा के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये 
जायें, वहा उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए; । 
“महासभा की ओर से मै आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि उसका 
उद्देश्य ऐसी ही स्वाधीनता प्राप्त कर लेना नही है, जिससे भारतवर्ष संसार 
के अन्य राष्ट्रों से अलग पड़ जाय; क्योंकि ऐसी 
स्वाधीनता तो आसानी से ससार के लिए खतरा 
बन सकती है। सत्य और अहिसा के अपने ध्येय के कारण महासभा 
सम्मवतः ससार के लिए खतरा हो भी नहीं सकती | मेरा यह विश्वास है 
कि मानवजाति का पाचवां भाग--भारत--सत्य और अहिसा द्वारा स्वतन्त्र 
होने पर, समस्त सनुष्य-जाति की सेवा की एक ज्ञवरदस्त शक्ति हो सकता 
है | इसके विरुद्ध आज का पराधीन भारत ससार के लिए एक खतरा 
है। वर्तमान भारत असहाय है और इसे सदैव लूटते रहनेवाले दूसरे 
देशों की ईर्ष्या और लालच को इससे उत्तेजना मिलती रहती है | लेकिन 
जब भारत इस तरह लुटने से इनकार कर अपना काम स्वयं अपने हाथ 
में लेने मे काफी समर्थ होगा, और अहिंसा और सत्य के द्वारा अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करेया, तब वह शान्ति की एक शक्ति होगा और अपने 
इस पीड़ित भूमए्डल पर शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करने में समर्थ होगा | 
“इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इस समारोह के सयठन से अरब 
और अन्य लोगो ने हिन्दुस्तानियों का साथ दिया। शान्ति के सब उपा- 
अंक शशि सको को श्ध को जाओ] बनाने के काम में 
सहयोग देना ही चाहिए, | मुहम्मद और इस्लाम की 
जन्मभूमि, यह महाद्वीप, हिन्दू मुस्लिस समस्या के हल करने में सदद कर 


विश्व-शान्ति ओर भारत 


इग्लैंड में मह्ात्माजी ] १६ 


सकती है। मेरे लिए यह अस्वीकार करना लजा की बात है कि अपने 
घर में हम एक-दूसरे से अलग हैं। कायरता और भय से हम एक-दूसरे 
का गला कागने दौड़ते हैं। हिन्दू कायरता और भय के कारण मुसल- 
मानों का अविश्वास करते हैं और मुसलमान भी वैसी ही कायरता और 
कल्पित भय से हिन्दुओं का अ्रविश्वास करते हैं। इतिहास मे शुरू से 
अखौीर तक इस्लाम अपूर्व बहादुरी और शान्ति के लिए खड़ा है। इस- 
लिए मुसलमानों के लिए यह गोरव की बात नहीं कि वे हिन्दुओं से भय- 
भीत हों । इसी तरह हिन्दुओं के लिए भी यह बात गौरवपूर्ण नही है कि 
वे मुसलमानों से, चाहे उन्हे ससार-भर के मुसलमानों की सहायता क्‍यों 
न मिली हो, भयभीत हों । क्या हम इतने पतित हैं कि हम अपनी ही पर- 
छाई से डरे ! आपको यह सुनकर आश्चय होगा कि पठान लोग हमारे 
साथ शान्तिपूर्वक रह रहे हैं | पिछले आन्दोलन में वे हमारे साथ कघे- 
से-कधा भिड़ाकर खड़े रहे और स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने नोजवानों 
का उन्होंने खुशी-खुशी बलिदान किया । मैं आपसे, जो कि पैग़म्बर की 
जन्मभूमि के निवासी हैं, चाहता हूँ. कि भारत के हिन्दू-मुंसलसानों में 

शान्ति कायम रखने मे आप अपने हिस्से का सहयोग दें | मै यह नहीं 

बता सकता कि आप यह किस तरह करें, लेकिन जहा इच्छा होती है 

वहाँ रास्ता निकल ही आता है । मे अरब के अरबों से चाहता हूँ कि वे 

हमारी मदद के लिए आगे बढे और ऐसी स्थिति पैदा करने में हमारी 

सहायता करें, जिसमें कि मुसलमान हिन्दुओं की और हिन्दू मुसलमानों 

की सहायता करना अपने लिये इज्जत और सम्मान की बात 

समझे | 


१७ [ श्ग्लड में महात्नाजी 


“बाकी के लिए मैं आपको अपने घरो मे चर्खा और करवा चलाने का 
सन्देश भी देना चाहता हूँ | कई खलीफ़ाओं ने अपना जीवन अनुकरणीय 
सादगी से विताया है, और इसलिए, यदि आप मी अपना कपड़ा स्वयं 
बना सके, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई वाव न होगी | इसके अलावा 
शराबखोरी का भी सवाल है, जो कि आण्के लिए छुहरा पाप होना 
चाहिए । यहाँ पर शराव की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 
क्योकि यहाँ दूसरी जावियाँ मी हैं, मैं समझता हूँ, अरब लोग उन्हें इस 
बात के लिए तैयार करेंगे कि अदन में शराव की उवंया बन्द होजाय [मैं 
आशा करता हूँ कि हमारा पारत्परिक सम्बन्ध द्नि-ब-दिन बढ़ता रहेगा।? 

आप चाहे समुद्र के बीचो-बीच हों, तो मी बाहरी दुनिया से आणप्का 
सम्बन्ध बरावर बना रह सकता है। आपको न ऊेंवल्ल किनारे से ही 








वरन्‌ एक जहाज से दूसरे जहाज ठक्क से सन्देश 


«० 2 
मार्ग मे बधाइया _औ. सकतें हैं। वम्बई से रवाना होने 9 
भा ५५७ मिल सकतें हू वम्बद से रदाना हांन के तीन 


दिन में ही हमें मित्रों के बधाई के बहुसंख्यक बेतार के तार मिले। 
(दिटी आफ बड़ोद्य” तथा क्रेकोवियाः नामक जहाज से मगरतीय यात्रियाँ 
के बहुत से सन्देश मिले । इसी प्रकार करांची और बम्बई से 
से सन्देश आये | किन्तु विशेषकर सुखद आश्रय तो वरदेंरा के मारतीयों 








के तार से हुआ | एक कण के लिए हम इस चकर में पड़ गये कि 





बरवेरा कही दूसरे जह्यज्ञों की वरह कोई जह्यज्‌ तो नहीं है, जिससे कि 
हमें वेतार के बधाई के सन्देश मिले हैं| किन अन्त में पता चला छि 
बरवेरा ब्रिटिश सोमलीलझुड का मुख्य नगर हे ओर श्यप४ से संसछकत 


स्‍थान है। : 


इग्लेंड मे महात्माजी | श् 


और अब क्योंकि हम स्वेज के निकट पहुँच रहे है, हमें काहिरा के 
भारतीयों और मिश्र-निवासियों से थोड़ी-थोड़ी देर में बधाई के सन्देश 
मिल रहे हैं। इनमे सबसे अधिक उल्लेखनीय 
श्रीमती बेगस जूगल्लुलपाशां का यह सन्देश 
था--'मिश्री सागर को पार करते हुए इस सुखद अवसर पर भव्य 
भारत के महान्‌ नेता को मैं अपने हृदय के अन्तरतम से बधाई देती हूँ 
और भारतीय हितों की उुफलता के लिए हृदय से कामना करती हूँ ।” 
मिश्र के अमुख पत्र 'अल बलग़ः का सन्देश भी ठेने योग्य है। वह यह 
“--“काहिरा का अल ब्रलग़! पत्र आपके रूप में भारत को बधाई देता 
है और परिपद्‌ में भारतीय हितों की सफलता चाहता है ।” 

जहाज़ पर के अपने मित्रों में सबसे पहले गिनती होनी चाहिए, अपने 
घर--इग्लेंड--जानेवाले श्रेग्रेज्ञ यात्रियों के बालक-बालिकाओं की । 
बच्चों के न तो कोई लिंगमेद होता है, न रेंगसेद | और हमारे जहाज पर 
सबसे अधिक आम बात गॉवीजी का अक्सर बच्ची के कान खींचना, 
पीठ ठोंकना और गाँधीजी के नाश्ते अथवा मोजन के समय इन बालकों 
का उनकी केब्िन--कोठरी--मे अपने छोटे सिर डालना या मॉकना है ! 
“झगूर या खजर १? यह सामूली प्रश्न है, जो उनसे पूछा जाता है, 
और वे प्रसन्नता से अंगूर की तश्वरी ले भागते हैं ओर तुरन्त खाली 
करके लौटा जाते हैं| मैंने इन्हे घूमते हुए चलें के चक्र को मिनटों 
तक बड़े आश्चर्य और विनोद के साथ देखते हुए देखा है। 
लेकिन इन मित्रों के सम्बन्ध मे अधिक फिर कभी कहने क्री आशा 
करता हूँ | 


श्रीमत्ती ज़गलुलपाशा 


श्६ [ इग्लेंड मे महात्माजी 


गाँधीजी का चर्खा यहाँ सबके लिए एकसमान आकर्षण का विषय 
रहा है| यह आश्चरय की बात है कि पुरुष, स्री सब जिन्दगी-मर कपड़े 
पहनते हैं, किन्तु 'रई, कताई और बुनाई के सम्बन्ध में वे 
कितना कम जानते हैं ! इसलिए जब गाँधीजी और मीरा- 
बहन डेक ( नौकास्तल ) पर चर्खा चलाने बैठते तो उनसे अनेक मनो- 
रज्ञक प्रश्न पूछे जाते । लेकिन चर्खें के पति इस तरह जो दिलचस्पी 
पैदा हुई है, वह सरसरी नही है। उच्च-शिक्षा-प्राप्ति के लिए इग्लैय्ड 
जाते हुए अनेक विद्यार्थियों ने मशीनों के इस युग में कवाई की आशिक 
उपयोगिता और चर्खें के स्थान के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे। लेकिन 
फिर भी यह देखकर कि पिछले कुछ वर्षों से चर्खा हमारे जीवन की एक 
विशेषता हो गई है, उनका अज्ञान उल्लेखनीय है। 
प्रातःकाल की प्राथना का समय इन मित्रों के आकर्षण के योग्य 
नही था, क्योकि वह बहुत जल्दी होती है। लेकिन शाम की प्रार्थना में 
आओ हिन्दू , मुसलमान, पारसी, सिख आदि प्रायः सब 
हिन्दुस्तानी ( जिनकी सख्या ४२ से अधिक है ) 
और इक्के-दुक्के अंग्रेज सम्मिलित होते हैं। इन मित्रों में से कुछ के 
प्रार्थना करने पर, प्राथना के बाद, गाँधीजी से पन्द्रह मिनट का वार्तालाप 
एक दैनिक कार्य बन गया है | प्रत्येक शास को एक प्रश्न पूछा जाता है, 
और दूसरी शाम को गाँधीजी उसका उत्तर देते हैं। एक दिन एक मुसलमान 
युवक ने गॉाँधीजी से प्रार्थना के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक विवेचन नही, वरन्‌ 
प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें जो कुछ व्यक्तिगत अनुभव हुआ हो, वह 
बताने के लिए कहा | गाँधीजी ने इस प्रश्न को अत्यधिक पसन्द किया 


चर्खा 


इस्लेंड मे महात्माजी ] २० 


और पूर्ण हृदय से प्रार्थना के सम्बन्ध में अपने अनुभव का प्रवाह 
शुरू किया। उन्होंने कहा--“प्राथना मेरे जीवन की रक्षिका रही है । 
इसके बिना मै बहुत पहले ही पागल हो गया होता । मेरी आत्म-कथा! 
से आपको मालूम होगा कि अपने जीवन में मुझे साव॑जनिक और खानगी 
सब तरह के कट्ठ से कठ्ठ काफ़ी अनुभव हुए हैं। उन्होंने मुझे क्णिक 
निराशा में डाल दिया था; लेकिन अन्त में में उससे अपने आपको बचा 
सका, ओर इसका कारण था प्रार्थना | अब मै आपको बता देना चाहता 
हूँ कि जिस अर्थ मे सत्य मेरे जीवन का एक भाग रहा है, उस तरह 
प्राथना नहीं रही है। इसका आरम्भ स्वथा आवश्यकता के कारण हुआ, 
क्योंकि जब कभी मैने अपने को कठिनाई में पाया, कदाचित्‌ इसके 
बिना मैं सुखी न हो सका | और जितना अधिक मेरा ईश्वर मे विश्वास 
बढ़ा, उतनी ही अधिक प्रार्थना के प्रति मेरी लगन बढ़ने लगी। इसके 
बिना जीवन सुस्त और नीरस मालूम होने लगा । दक्षिण अफ्रिका मे मे 
ईसाइयों की प्राथंना में सम्मिलित हुआ था, लेकिन वह मुझे! आकर्षित 
करने में असफल हुई । मैं प्रार्थना में उनका साथ न दे सका। उन्होंने 
ईशबर की प्रार्थना की, किन्तु मैं ऐसा न कर सका, मैं बुरी तरह असफल 
हुआ | मैंने ईश्वर और प्रार्थना मे अविश्वास करना शुरू कर दिया और 
आगे चलकर जीवन की एक खास अवस्था के सिवा, मैंने जीवन में 
किसी बात को असम्भव नहीं समझा | लेकिन उस अवस्था में मैंने 
अनुभव किया कि जिस तरह शरीर के लिए. भोजन अ्रनिवाय है, उसी 
तरह आत्मा के लिए प्रार्थना अनिवाय है । वस्तुतः भोजन शरीर के लिए 
इतना आवश्यक नहीं है, जितनी प्रार्थना आत्मा के लिए; क्योकि शरीर 


२१ [ इग्लैंड मे महात्माजी 


को स्वस्थ रखने के लिए भूखे रहने या उपवास करने की अक्सर श्राव- 
श्यकता हो जाती है, किन्तु प्राथना का उपवास” जैसी कोई वस्तु हे ही 
नहीं | सम्भवतः आप प्रार्थना का अतिरेक नहीं पा सकते | ससार के सबसे 
बडे शिक्षकों मे के तीन महान्‌ शिक्षक बुद्ध, ईसा ओर मुहम्मद अपना यह 
अकाटय अनुभव छोड़ गये हैं कि उन्हे प्रार्थना के द्वारा प्रकाश मिला 
ओर उसके बिना जीवित रह सकना सम्मव नहीं | पास का उदाहस्ण 
लीजिए, । करोड़ों हिन्दू , मुसलमान और ईसाई अपने जीवन का समाधान 
केवल प्रार्थना मे पाते हैं। या तो आप उन्हें कूठा कहँगे या आत्मवंचक। 
तब मै कहूँगा, कि यदि यह “मुठाई' है, जिसने मुझे जीवन का वह 
मुख्य आधार दिया है, जिसके बिना में एक क्षुण को भी जीवित नहीं 
रह सकता था, तो सुझ सत्य -सशोधक के लिए. इस झुठाई में मोहकता 
है | राजनैतिक क्षितिज मे निराशा के स्पष्ट दर्शन होने पर भी मैंने कभी 
अपनी शान्ति नहीं खोई । वस्तुतः मुझे ऐसे आदमी मिलते हैं, जो मेरी 
शान्ति से ईर्ष्या करते हैं | मे आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे यह 
शान्ति प्रार्थना से ही मिलती है । मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ; किन्तु 
नम्नता-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं प्राथना का प्राणी हूँ । प्रार्थना के 

रूप के सम्बन्ध मे मै उदासीन हूँ ) इस सम्बन्ध में अपने लिए नियम 

निश्चित करने मे प्रत्येक स्वतन्त्र है। किन्तु कुछ सुचिन्दित मार्ग हैं, 

और प्राचीन शिक्षकों द्वारा अनुभूत मार्ग पर चलना अच्छा है। मैं 

अपना निजी अनुभव बता चुका हूँ । प्रत्येक को प्रवत्त करना और यह 

अनुभव करना चाहिए कि दैनिक प्रार्थना के रूप में वह अपने जीवन 

में किसी नवीन वस्तु की वृद्धि कर रहा है [! 


इंग्लैंड में मद्ात्माजी ] श्र 


दूसरी शाम को एक दूसरे युवक ने पूछा--लिकिन गांधीजी, आप 
तो इंश्वर के विपय में मूल से ही आस्तिकता अशथात्‌ विश्वास से आरम्म 
करते है, जब कि इम नास्तिकता अर्थात्‌ अविश्वास से आरम्म करते ई, 
सी दशा गे हम प्राथना किस तरद कर सकते हैं ?” 
गावीजी ने कहा--डिश्वर के सम्बन्ध में आपमें विश्वास य्रेदा 
करना मेरी शक्ति के बाहर की बात दे | ऋई बातें स्वव-सिद्ठ दोती हैं 
ओर कई ऐसी दोती हैं, जो सिद्ध दो दी नहीं सकती | ईश्वर का अस्तित्व 
गेखागणित के स्वर्थ-सिद्ध सत्यों की तरह है| बह सम्भव हे कि हमारे 
छठय से चद्ध अहणगु न हो सक्ते | चुड्िआ्ाह्मता की तो में बातदीन 
करूँगा | बीढिक प्रयत्न ता थोड़े-बहुत अश मे निष्कल् ही हैं। बुद्धिगम्ब 
युक्तियों अथवा दलीलों से इंश्वर के विपय में श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती | 
क्योंकि यद्ट वस्तु बुद्धि की ग्रहणु-शक्ति के परे हें | युक्तिवा उसके सामने 
काम नहीं करती | ऐसी बहुत-सी बटनाये हैं, जिनसे इश्वर के अ्तित्व 
की दलीलें दी जा सकती हैं; लेकिन ऐसी बुद्धि गम्य दलीलो में उतरकर 
में आपकी बुद्धि का अपमान नहीं करना चाद्ता | में तो आपको यही 
सलाइ दूँगा कि ऐसी सब वीडिक इलीलों को एक तरफ रख दीनिए 
ओर इश्चर के सम्बन्ध में सीधी-सादी बालोचित श्रद्धा रखिए | यदि मेग 
अस्तित्व हैं-यरदि में हूँ, तो ईश्वर का भी अस्तित्व &-$श्वर भी है । करोड़ों 
लोगों की तरद्द बह मेरे जीवन की एक आवश्यकता है | चाढ़े ये करोशों 
लोग ईश्वर के सम्बन्ध में व्याख्यान न दे सके; किन्तु उनके जीवन से 
आप जान सकते हैं कि इंट्बर के प्रति विश्वास उनके जीवन का अ्रद् 
हैं| आपका यह विश्वास दव गया है, में केबल उसे सजीब करते के 


१३ [ इंग्लैंड में महात्माजी 


लिए. आपसे कहता हूँ | इसके लिए, अपनी बुद्धि को चौंधिया देनेवाला 
ओर अपने को चश्चल बना देनेवाला जो बहुत-सा साहित्य हमने पढ़ा 
है, उसे भुला देना होगा । ऐसी श्रद्धा से आरम्भ कीजिए, जिसमे नम्नता 
का भी आभास है और यह स्वीकृति भी है कि हम कुछ नही जानते-- 
इस ससार में हम अणु से भी छोटे हैं । हम अखु से भी छोटे हैं, यह 
मैं इसलिए कहता*हैँ कि अशु तो प्रकृति के नियमो की अधीनता में 
रहकर उनका पालन करता है, जब कि हम अपनी अज्ञानता के मद में 
अकृति के नियमो--कुदरत के कानून--का इनकार करते हैं--उनेका 
भग करते हैं। लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं है, उन्हे समका सकने जैमी 
कोई बौद्धिक दलील मेरे पास है ही नहीं 
“एक बार ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर लिए जाने पर प्रार्थना 
की आवश्यकता स्वीकार किये बिना कोई गति नहीं। हमें इतना बड़ा 
भारी दावा न करना चाहिए कि हमारा तो सारा जीवन ही प्रार्थनामय है, 
इसलिए, किसी ख़ास समय प्रार्थना के लिए. बैठने की कोई खास जरूरत 
नहीं | जिन व्यक्तियों का सारा समय अनन्त के साथ एकाग्रता करने में 
बीता है, उनतक ने ऐसा दावा नही किया है। उनका जीवन सतत श्रार्थना- 
मय होने पर भी, हमें कहना चाहिए कि, हमारे लिए थे एक निश्चित 
समय पर प्रार्थना करते और प्रतिदिन ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी की 
अतिज्ञा को छुराहते हैं| अवश्य ही ईश्वर को ऐसी किसी प्रतिज्ञा की 
आवश्यकता नहीं, लेकिन हमे तो नित्य इस प्रतिज्ञा को दुह्राना चाहिए 
और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उस दशा में हम अपने 
जीवन के सब प्रकार के दुःख से मुक्त हो जायँगे ३? 


ग 


इंग्लैंड में महात्माजी ] २४ 


इस समय लाल-सागर के १२०० सील समाप्त कर हम स्वेज-नहर 
के निकट पहुँच रहे हैं | 
मिश्र की जिस स्वतन्त्रता के लिए लड़ते-लड़ते जगलुलपाशा मर गये, 

उसीके लिए; लडनेवाली सरकार-विरोधी वफ्द 
पार्टी के प्रधान श्री नहसपाशा का उत्साहव्धक 

बधाई का निम्नलिखित सन्देश मिला-- 

महान्‌ नेता महात्मा गाधी की सेवा में, 

राजपूताना” जहाज पर | 

“अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लंडते हुए मिश्र के 

नाम पर में आपका, जो उसी स्वतन्त्रता के लिए लडनेवाले भारत के 

सर्वप्रधान नेता हैं, स्वागत करता हूँ | आपकी यह यात्रा सकुशल समाप्त 

होने और प्रसन्नतापूवक लौटने के लिए, में हार्दिक कामना प्रकट करता 

हूँ | में ईश्वर से भी प्राथना करता हूँ. कि वह आपको वैसी ही सफलता 

प्रदान करे, जैसा महान्‌ आपका निश्चय है। में आशा करता हूँ. कि 

आप जब वहां से लोटकर स्वदेश जाने लगेंगे, तब मुझे आपसे मिलने 

का आनन्द होगा । मुके भरोसा है कि, आपकी यात्रा का फल चाहे जो 

कुछ हो, उस समय आप मिश्र देश पर कृपा करके हमारे यहा पधारेगे 

ओर बफ्द पार्टी तथा मिश्र राष्ट्र को ऐसा अवसर देँगे, जिसमें वह आपकी 

देश-सेवा के फलों के लिए तथा आपने अपने सिद्धान्तों के लिए जो त्याग 

किया है उसके प्रति अपना आदरमभाव प्रकट कर सके । ईश्वर आपको 
: दीध्जीबी बनावे और आपके प्रवत्नों मे आपको स्थायी और विस्तृत 


ँ ० आप बन 


विजय ग्रद्न करे | हमारे ग्रतिनिधि स्वेज तथा सईद बन्दर दोनों ही 


नहासपाशा की बधाई 


२५, [ इंग्लैंड में महात्माजी 


स्थानों में आपकी सेवा में उपस्थित हो हमारी और से स्वागत करेंगे 
और शुभ कामनायें प्रकट करने का सौमाय्य प्राप्त करेंगे | 
(ह०) मुस्तफा नहसपाशा, 
वफद दल का प्रधान | 
श्रीमती जलुलपाशा का ृदयस्पर्शी सन्देश और 'अल बलग़' की 
हार्दिक बधाई पहले दी जा चुकी है। श्री नहसपाशा का यह वेतार के 
तारका सन्देश इन दोनों से आगे बढ़ गया है | 


नहर में प्रवेश करने के कुछ घन्टों बाद जहाज अनेक प्रकाशस्तम्भों 
के पास से गुजरता है, जिनसे मालूम होता है कि पुराने जमाने में इस 
रास्ते से जहाजरानी कितनी कठिन रही होगी, क्योंकि नहर का दक्षिणी 
हिस्सा चद्टानो और टीलो से भरा पडा है। आगे बढकर आपको सिनाई 
की पर्वतश्रेणी दिखाई देगी | कुछ मील दूरी से रेगिस्तानी जरखेज सोतों 
के खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे | ये सोते मूसा के क्ुण कहलाते हैं, जहाँ 
कि मूसा और इसराइल के अनुयाइयों ने लाल-समुद्र पारकर फेराओं 
की सेना से अपने छुटकारे का उत्सव मनाया था| स्वेज-नहर के पूर्चीय 
किनारे का प्रत्येक खण्ड और पहाडी में हमारे देश के पब्रित्र पर्वतों और 
पहाड़ियों की तरह भूतकालीन कथाओं का खजाना छिपा हुआ है। इसके 
विपरीत लाल-सागर के पूर्वीय किनारे की पहाड़ियाँ सर्द और बेडौल हैं 
और किसी.तरह सुविधा-जनक नही हैं श्रोर इसलिए आश्चय होता है 
कि किस प्रकार इन प्रदेशों से ससार के तीन सुप्रसिद्ध--यहूदी, ईसाई 
और इस्लाम धर्म पैदा हुए | जब हम इन तीनों धर्मों के एक ही उद्गम 
स्थान का खयाल-करते हैं और एक कदम आगे बढ़कर यह सोचते हैं 
कि ससार के सव बड़े धर्म एशिया की पवित्र-भूमि से पैदा हुए हैं, तब 


२७ [ इस्लेंड में महात्माजी 


यह देखकर हम अपनेकों लजञ्ञित और अपमानित अनुभव किये बिना 
नहीं रह सकते कि किस प्रकार इन धर्मा के क्षुद्र अजुयायी, इन धर्मों के 
महान्‌ उत्मांदकों और उन्हें प्रकाश देनेवाले ईश्वर को यहाँतक मुला 
सकते हैं कि उन्हे इनमे सबको आपस में एक सूत्र में बाधने की कोई 
बात दिखाई नहीं देती, हरेक बात मे उन्हे एक-दूसरे से, और इश्व तरह 
अवश्य ही ईश्वर से भी अलग रहने की सकती है | 
जबतक वास्कोडीगामा ने केप आफ़ गुडढोप का पता ज्वगाकर 
अधिक सुरक्षित और सस्ता राजमार्ग नही खोला, तबतक सारे मध्ययुग 
जले में लालसागर ही बड़ा व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेज 
नहर के जारी होने से लाल-सागर का, संसार के एक सबसे 
बड़े राजमार्ग होने का पद कायम रह गया है । स्वेज्ञ नहर फ्रान्स के एक 
महान्‌ इज्ञीनियर फडिनेण्ड डिलेसेप्स की कृति है। भूमध्य-सागर के 
प्रवेश मार्ग के जल-बाघ पर खड़ी हुई समुद्री हरे रेंग की भव्य प्रस्तर 
मूर्ति प्रत्येक यात्री की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है | स्वेज- 
नहर के बनने में दस वषं से अधिक लगे और स्वेज नहर कम्पनी को 
इसके लिए २,६७,२५०० पौड से अधिक खर्च पड़ा, जिसका आधा 
फ्रास ने दिया और आधा मिश्र के ख़दीव ने। किन्तु सन्‌ १८६६ मे 
नहर के जारी होते ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की महत्वाकांज्ा की जीम 
लपलपाने लगी | भारत के साथ समुद्री सम्बन्ध रखने के लिए इसकी 
महती आवश्यकता अनुमव हुई। निश्चय ही मारत पर अधिकार जमाये 
रखने के लिए स्वेज पर अंग्रेजी कब्जा रहना लाज़मी था, लेकिन यह 
कब्जा किस तरह प्रात किया जाय, फ्रासीसी इज्जीनियर के परिअम के 


इम्लेंड में मह्ात्माजी ] श्द 


फल का ब्रिटेन किस तरह उपयोग करे ? खदीव के हिस्से ने रास्ता साफ 
कर दिया | उन दिनों प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवादियों ने उत्तरी आफ्रिका 
में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए. सफलतापूर्वक यह यक्ति चला रखी 
थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से खुलकर कर्ज लेने और 
इस प्रकार अपने आपको भारी कर्जदार बना लेने के लिए वे फुसलाते 
रहे | फ्रास ने स्यूनिस पर इसी तरह कब्जा किया | मिश्र के खदीव को 
भी इसी तरह लगभग १० करोड पौड मुख्यतः इद्धलेड ओर फ्रास से 
कज' लेने के लिए फुसलाया गया, और इस कारण उसकी साख इतनी 
गिर गई कि स्वेज-नहर कम्पनी के अपने सब शेयर्स बेचने के सिवा उसके 
पास कोई चारा न रह्य | सन्‌ १८७४ में इद्धलैंड मे साम्राज्य-विरोधी 
नीति का अ्रन्त हुआ और देसराइली ने खदीव के सब ( १,७६,६०२ ) 
शेयस ३६,८०,००० पौंड मे ग्रेटत्रेटेन के लिए. खरीद लिये | इस 
परिवत्तन के सम्बन्ध में इतना लिखना काफी है | इस्माइलपाशा पर इस 
प्रकार जबरदस्ती लादे गये दिवालेपन का कारण क्या था, यह बताने के 
लिए, दम मिश्र पर कब्जा करने के गुम इतिहास मे जाना पडेगा, जिसकी 
इस समय जरूरत नहीं है | यह कहना काफी होगा,कि १६२७ में इन शेयर्स 
की कीमत उनकी असली कीमत से नौगुनी थी और इस नहर के रास्ते होने 
वाली जहाजरानी में लगभग ६० प्रतिशत जहाज शअ्रंग्रेजों के चलते हैं ! 

पिछले पत्र में मैं श्रीमती जगललुलपाशा और वफ्द के अव्यक्ष श्री 
मुस्तफा नहसपाशा के हाठिक बधाई के सन्देशों का उल्लेख कर चुका 
हूँ । जहाजु पर कई मिश्री अखबारों के प्रतिनिधि गाघीजी से मिले और 
स्वेज तथा पोट सईद दोनों जगह नहसपाशा के प्रतिनिधि ने उनसे 


श्६ [ इग्लेड में महात्माजी 


भेट की | काहिरा के भारतीय प्रतिनिधियो का, जिनमे अधिकांश सिन्‍्धी 
थे, एक डेपुटेशन स्वेज ओर पोर्ट-सईद दोनों जगह 
गाधीजी से मिला, उन्हें एक अमिनन्दन-पत्र दिया 
आर वापसी पर काहिरा ठहरने का आग्रह किया | पोर्ट-सईद पर मुझे 
यह बात निश्चित स्प से मालूम हुई कि यद्यपि इस भारतीय डेपुटेशन 
पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया; किन्त्र अधिकारी मिश्रवासियों के 
डेपुटेशन को इजाजत देने के खिलाफ ये, और यह वड़ी मुश्किल से 


स्वाधीन मिश्र 


सम्भव हुआ कि नहसपाशा के एकमात्र प्रतिनिधि को गांधीजी से मिलने 
की आज्ञा मिल सकी । 

इस सम्बन्ध में यहाँ मिश्र की वर्तमान स्थिति पर सक्तेप में कुछ 
कहना असगत न होगा | मैं उनकी स्थिति के अध्ययन का दावा नहीं 
करता; किन्तु अब तक अनेक मिश्रवासियों से बातचीत का मुझे लाम 
मिल चुका है, ओर इससे वें जिस स्थिति मे से गुज़र रहे हैं उसका 
काफी अन्दाज लग गया है | निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों के 
तरीके सब जगह एक-से ही होते हैं, यहाँ तक कि यदि आपको कुछ 
ऊपरी बाते बताई जायें तो असली हालत का आप आखानी 
लगा सकते हैं | मेरा खयाल है, कोई भी इस भ्रम में नहीं मिश् 
स्वतन्त्रता का आमास-मात्र उपमोग कर रहा है। किन्तु में यह सुनने को 
तैयार न था। 


स्‌ 
ह्व 


मिश्री राजा और मिश्री प्रधान-मन्त्री होने पर भी मिश्र भारत से 
अधिक स्वतन्त्र नहीं है | जगलुलपाशा ने वफ्दमिश्नी--मिश्र के प्रति- 
निधियों की सस्था--नामक सस्था स्थापित की थी, जिसके अध्यक्ष इस 


इ्लैंड में महात्माजी ] ३० 


समय नहसपाशा हैं, जो जगलुलपाशा के प्राइवेट सेक्रेटरी और कुछ 
समय के लिए प्रधान मन्त्री थे | किन्तु ब्रिटिश सरकार वफद की 
महत्वाकाज्ञाओं को सहन न कर सकी और उसने शाह फ़ोद और सिदकी- 
पाशा को तुरन्त अपना हथियार बना लिया। ब्रिटिश भन्त्री मडल के 
साथ बातचीत में नहासपाशा असफल हो गए. और शाह फोद ने 
पालमेण्ट को स्थगित कर दिया और सिदकीपाशा को वास्तविक 
डिक्टेटर बना दिया | नतीजा यह हुआ कि गतवर्ष के खुनाव का पूर्ण 
बहिष्कार हुआ और सर्वत्र आम हड़ताल हो गई, जिसे दबाने के लिए 
ऐसा भयड्जर दमन 'हुआ कि मिश्रवाले उसे तीन कत्लेआम” के नाम 
से पुकारते थे | में तत्सम्बन्धी विवरण के सत्यासत्य की जाच न कर 
सका; लेकिन मुझे बताया गया कि जब रेल कारखाने के मजदूरों ने 
हड़ताल कर वफ्द का जयघोष किया तो फौज ने उन पर गोलियाँ 
चलाई । मैंने पुछा-“क्या मजदूर सर्वथा अहिंसक थे १?” उत्तर मिला- 
“उनके पास इथियार न थे, किन्तु उन्होंने फोजवालों की तरफ लोहे के 
हुकडे फेंके थे | फौजवालों ने ७० मजदूरों को जान से मार डाला और 
करीब एक हजार को घायल कर दिया था | ये घायल जबतक अस्प- 
ताल में रहे, इन पर फौज का सख्त पहरा रहा, और वहा से छुट्टी 
मिलते ही इन पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के अपराध में मुक- 
दमा चलाया गया | मौजूदा कौसिल मे सर्वथा सरकारी पिट्हू भरे हुए 
हैं और शासन सिदकीपाशा के हाथ मे है !” मैने पूछा--“अखबारो 
की क्या हालत है !” और उत्तर मे वेसी ही हालत मालूम हुई, वल्कि 
उससे भी अधिक गिरी हुई, जैसी कि हमारे यहा भारत में है । “हमारे प्रेसों 


११ [ इग्लेड मे महात्माजी 


०र पुलिस तैनात रहती है, पहली प्रूफु-कापी उसे बतानी पड़ती है, और 
यदि वह उसमे कुछ आपत्तिजनक बात समझती है तो उस अछ्ड को रोक 
देती है |” फिर पूछा--“विद्यार्थियो और साधारण जनता की कया हालत 
है १”? जवाब मिला-- विद्यार्थी सब हमारे साथ हैं| श्रीमती जगलुल- 
पाशा--जो “मिश्र की माता? कही जाती हैं--के नेतृत्व में स्लरिया भी 
सजग हैं और माडरेट या लिबरल पार्टी, जो पहले वफ्द का विरोध 
किया करती थी, अब उसका समर्थन कर रही है। उसके प्रेसीडेन्ट 
श्री मुहम्मद महमूद को एक उपद्रव के समय पीठा गया था, तब से वह 
चफ्द के कट्टर समर्थक हो गए हैं |? अवश्य ही बधाई के तारों मे एक 
तार उक्त श्री मुहम्मद महमूद और एक ख्रियो की सआद कमेटी की 
श्रध्यक्षा श्रीमती शेरिफा रियाजुपाशा का भी था। अ्रखबारों पर कड़ी 
निगरानी होने पर भी मैं कह सकता हूँ कि कम-से-कम बारह मिश्री अख- 
बारो ने, जिनमे तीन का तो देनिक-प्रचार लगभग ४० से ५० हजार 
तक है, गाधीजी के सम्बन्ध मे विशेष लेख लिखे, दो ने विशेषाडड 
निकाले और सब ने नहसपाशा, श्रीमती जगल्लुलपाशा तथा मुहम्मद 
महमूदपाशा आदि के सन्देश छापे | 

कोई आश्चय नही, यदि सिश्र हमारी ही तरह अंग्रेज़ी जुए से 
उऊता गया हो और चाहता हो कि गाघीजी वापसी के समय भिश्र 
अवश्य आवे। प्रत्येक ने गॉधीजी अथवा भारत से, उसके 'छोटे भाई 
मिश्र! के लिए सन्देश मागा, और गाँधीजी ने अपने प्रत्येक सन्देश से 
उस महान्‌ देश के लिए सर्वोत्तम शुभ कामनायें प्रकट की, जिनकी 
मुख्य बात यह थी कि “यह कितना अच्छा होगा, यदि मि अहिंसा के 


इस्लेंड में महात्माजी ] शेर 


सन्देश को अपनावे १” स्वेजु में एक अंग्रेजी पत्रकार के पूछने पर 
उन्होने कहा--“मैं,पूर्व और पश्चिम के सद्ड का हृदय से स्वागत करूँगा, 
बशते कि उसका आधार पाशविक शक्ति पर न हो ।” 
इन दिनों शाम की प्रार्थना के बाद की सब बातचीत अ्रह्विंसा के 
के सम्बन्ध भें होती थी | स्वेज से जहाज पर सवार हुए. 
# ता कानून इछ स्िश्र के मित्र मी एक दिन इस बातचीत में 
भाग ले सके थे | 
एक शाम को गॉधीजी ने कहा--“जान में या अनजान में हम 
अपने दैनिक-जीवन में एक-दूसरे के प्रति अ्िंसक रहते हैं | सब सुसंगठित 
समाजों की रचना अहिंसा के आधार पर हुई है। मैने देखा है कि जीवन 
विनाश के बीच रहता है, और इसलिए नाश से बढ़कर कोई एक 
नियम होना चाहिए | केवल उसी नियम के अन्तर्गत एक सुब्यवस्थित 
समाज समझक्का जा सकता है, ओर उसी में जीवन का आनन्द है। और 
यदि जीवन का यही नियस है, तो हमे अपने दैनिक जीवन में उसे 
बरतना चाहिए । जहाँ कही विसगतता हो, जहाँ कही आपका विरोधी 
से मुकाबिला हो, उसे प्रेम से जीतिए | इस तरह मैंने अपने जीवन में 
इसे व्यवह्त किया है। इसका यह अथ नहीं कि मेरी सब कठिनाइयाँ 
हल हो गई । मुझे जो कुछ मी मालूम हुआ वह यही है कि इस प्रेम के 
कानून से जितनी सफ़लता मिली है, विनाश के से उतनी कदापि नहीं 
मिली | भारत में हम इस नियम के प्रयोग का बड़े-से-बड़े प्रमाण में 
प्रदर्शन कर चुके हैं। मे, इसलिए यह दावा नहीं करता कि अहिंसा तीस 
करोड़ भारतवासियों के हृदय में अवश्य ही घर कर गई है; किन्तु मैं 


३३ [ इग्लैंड में महात्माजी 


इतना दावा अवश्य करता हूँ, कि अन्य किसी मी सन्देश की अपेक्षा, 
इतने थोड़े से समय में, यह कहीं अधिक गहराई से प्रवेश कर गई है | 
हम सब समान रूप से अहिंसक नही रहे ओर अधिकाश के लिए अहिसा 
नीति के तौर पर रही है । इतने पर भी मैं चाहता हूँ कि आप देखे कि क्या 
अहिसा की सरक्षुक शक्ति के अन्तगंत देश ने असाधारण प्रगति नहीं की है।” 

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कद्दा-- मानसिक अहिसा की 
स्थिति तक पहुँचने के लिए काफी कठिन प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। 
एक तिपाही के जीवन की तरह, चाहे हम चाहें या न चाहे, हमारे जीवन 
मे उसका अनुशासन की तरह पालन होना चाहिए; । लेकिन मैं यह स्वी- 
कार करता हूँ कि जबतक उसके साथ दिमाग़ था मस्तिष्क का हार्दिक 
सहयोग न होगा, उसका केवल ऊपरी आवरण ढोग होगा, और स्वय 
उस व्यक्ति और दूसरो के लिए. हानिकारक होगा । पूर्णावस्था उसी दशा 
मे प्राप्त होती है, जब कि मस्तिष्क, शरीर ओर वाणी इन तीनों का समु- 
चित एवं समान रूप से मेल हो | किन्तु यह एक गहरे मानसिक संघर्ष 
का विषय है | उदाहरण के लिए यह बात नहीं है कि मुझे क्रोष न आता 
हो, लेकिन में करीब-करीब सब॒ अवसरों पर अपने भावों को अपने वश 
में रखने मे सफल हो जाता हूँ । नतीजा कुछ भी हो, मेरे हृदय में अहिसा 
के नियम का मन से और निरन्तर पालन करने के लिए सदैव सजग संघर्ष 
होता रहता है। ऐसा सघष मुझे उसके लिए काफी शक्तिशाली बना देता 
है | अहिंसा, शक्तिशाली अथवा ताकतवर का अख्न है । कमजोर आदमी 
के लिए वह आसानी से ढोग बन जा सकता है। मय और प्रेम परस्पर 
विरोधी बातें हैँ | प्रेम इस बात की परवाह नहीं करता कि बदले मे उसे 


इस्लैंड में महात्माजी ] ३४ 


क्या मिलता है। प्रेस अपने और संसार के साथ युद्ध करता है और अ्रन्त 
में अन्य सब भावों पर प्रशुत्व आप्त कर लेता है। मेरा और मेरे साथियों 
का यह दैनिक अनुभव है कि यदि हम सत्य और श्रहिसा के नियम को 
अपने जीवन का नियम बनाने का निश्चय करलें तो हमारी प्रत्येक समस्या 
का हल अपने आप हो जायगा। मेरे लिए सत्य और अ्रहिंसा एक ही 
सिक्के की दो बाजू हैं | 

“जैस तरह कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, हम चाहे साने या ने मानें 
अपना कास करता रहेगा, उसी प्रकार प्रेम का कानून अपना कास करेगा। 
जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों के प्रयोग द्वारा आश्चर्य- 
जनक बातें पैदा करता है उसी तरह यदि कोई व्यक्ति प्रेम का वैशञानिक 
यथार्थता के साथ प्रयोग करे, तो वह इससे अधिक आश्चयंजनक बाते 
पैदा कर सकेगा। क्योंकि अहिंसा की शक्ति प्रांतिक शक्तियों-- 
उदाहरणा्थ बिजली आदि से--कही अधिक अनन्त, आश्वर्यजनक और 
पूद्ठम है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रेम के नियम अथवा कामून की खोज 
की, वह आज-कल के किसी मी वैज्ञानिक से कहीं अधिक बड़ा वैज्ञानिक 
था । केवल हमारी शोध अभीतक चाहिए इतनी नहीं हुई है ओर इसलिए 
प्रत्येक के लिए उसके परिणास देख सकना सम्भव नहीं है। कुछ भी हो, 
यह उसकी एक विशेषता है, जिसके अन्तर्येत्र में प्रयत्न कर रहा हूँ । प्रेम 
के इस क़ानून के लिए से जितना - अधिक प्रयन्न करता हूँ, उतना ही 
अधिक मुझे जीवन में आनन्द--इस सृष्टि की योजना में आनन्द अनुभव 
होता है। इससे मुझे शान्ति मिलती है और प्रकृति के रहस्यों का अर्थ 

जान पाता हैं, जिनका वर्णन करने की मुझमें शक्ति नहीं है |? 


३५ [ इग्लैंड मे महात्माजी 


सईद द्वीप से आगे बढ़ने पर जो प्रथम भूमिखए्ड नजर आता है 
वह क्रीट-द्वीप का दक्षिणी पहाड़ी किनारा है| यही प्रचीनकाल में फिनो- 
शियन सम्यता का केन्द्र था | यह द्वीप अत्यन्त उपजाऊ 
है और यहाँ की आबोहवा बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। इटली 
के किनारे पहुँचने तक समुद्र कुछ अशान्त-सा बना रहा | हरे समुद्र पर 
से स्वेजु नगर का दृश्य बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है और नहर के पश्चिमी 
किनारे फ्रासीसी अफसरों के घरों की कतार रात में बड़ी ही सुहावनी 
मालूम पडती है; परन्तु मेसीना की खाड़ी की नैसगिक सुन्दरता का दृश्य- 
पटल इससे भी कहीं बढ़कर है। आगे बढ़ने पर समुद्र का रंग गहरा 
नीला हो जाने के कारण ऐसा मालूस होता था, मानो जहाज किसी शीत 
मील के ऊपर गम्भीर वेग से चल रहा हो । हमारे दक्षिण पार्व॑ में प्रायः 
एक कोस के फासले पर इटली की सुन्दर पव॑तमाला दिखलाई पड़ती है, 
जो अबतक के देखे हुए. पहाड़ों की तरह खूखी और ठंडी नहीं है वल्कि 
साइप्रस और जैतून के वृक्षों से हरी-भरी है, जिनके बीच में थोड़े-थोड़े 
फ़ासले पर सुन्दर बस्तिया बसी हुई हैं। इस सुन्दर दृश्य मे यूरोप की जो 
पहली बस्ती स्पष्टतया नजर आती है वह रेजियो का प्राचीन नगर है। 
इसके ठीक सामने के किनारे पर मेसीना है, जो कदचित इससे भी अधिक 
सुन्दर है। जहाजु के इस खाड़ी से वाहर निकलने पर यही भावना रहती 
है कि इन सुन्दर दृश्यों के बीच अधिक ठहरते तो अच्छा होता | अब 
आगे बढ़ने पर समुद्र और भी अधिक गम्भीर और काच के समान साफ 
हो जाता है, यहांतक कि पूर्णवेग से बढ़ते हुए सामने के जहाज़ की पर- 
छांही समुद्र में प्रतिविम्बित होकर चित्र के समान सुन्दर प्रतीत होती है । 


क्रीट का द्वीप 


ब्ड्‌ 


इग्लड में महात्माजी ] १६ 


जब गाधीजी ने यह कहा कि अनन्त प्रलय के मध्य मे भी जीवन 
विद्यमान रहता है, तो, में नहीं कह सकता कि उनको यह ज्ञात था कि 
नहीं कि उनकी इस उक्तिकी विपर्यायवाचक एक कहावत भी है कि 
जीवन के मध्य में भी हम मृत्यु के सुख में हैं |! इसी कहावत को चरितार्थ 
करने के लिए ही मानो हमारे सामने स्ट्रोम्बोली द्वीप समुद्र के बीच में 
स्थित एक भेस्टोडोन (प्रारम्भिक काल में प्थ्वी पर पाया जानेवाला हस्ती- 
वर्ग का एक भीमकाय जन्त) के समान खडा था | यह ज्वलन्त ज्वाला- 
मुखी है | हमने तो उसे गहरे बादलों की ओट में ढका पाया। परन्तु 
कहा जाता है कि जब बादलों का आवरण उस पर नही होता है तो उसमें 
से पिंघले हुए पत्थर और आग की लपें निकलती रहती हैं। यह जानते 
हुए भी किसी दिन यह ज्वालामुखी अपना भयानक रूप दिखलाकर उन 
को लावा से ढक देगा और नष्ट-श्रष्ट कर देगा, इसकी तराई में अनेक 
छोटी-छोटी और सुन्दर बस्तिया बसी हुई हैं | लावा के योग से उपजाऊ 
बनी हुई भूमि में वहाँ घनी खेती की जाती है, अतः जद्दा यह नाश का 
कारण है वहा उत्पत्ति में भी सहायक होता है। इसलिए यह बिलकुल 
ठीक है कि श्रनन्त प्रलय के मध्य में भी जीवन विद्यमान है | 

इसी प्रकार निराशा के आवरण में आशा विद्यमान रहती है और 
इसी विचार के सहारे हम आशा करते हैं कि कल मार्सेल्स और परतसों 
लन्दन पहुँच जायेंगे । आगे बढने पर, आज तीसरे पहर, बोनीफेशियो 
के मुहाने से निकलते हुए, फिर चित्ताकर्षक सुन्दर दृश्य इष्टियोचर हुआ | 
यह महाना नेपोलियन की जन्मभूमि कोर्सिका को सारडीनिया से विभा- 
जित करता है। 


हमारे जहाज के मार्सेल्स पहुँचने पर गाँधीजी का यूरोप की भूमि 
में सबसे पहले स्वागत करनेवालों में कुमारी मेडलीन रोलाँ का नाम 
उल्लेखनीय है, जो कि फ्रान्स के उस महापुरुष की वहन 
हैं, जो अपने सत्य और अहिंसा के प्रेम के कारण स्वेच्छित 
निर्बासन भोग रहे हैं। श्री रोलां ने याँधीजी के स्वागत के लिए स्वयं 
आने का जी-तोड़ प्रयत्न किया; किन्तु अपनी अस्वस्थता के कारण वह 
इसमें सफल न हुए और अपनी वहन के साथ ग्रेमपूर्ण स्वागत का हार्दिक 
संदेश भेजकर ही सन्तोष कर लिया। कुमारी रोलाँ के साथ श्री प्रिवे 
आर उनकी धमंपत्नी भी थी। ये दोनो स्वीजरलैंड-निवासी हैं और श्री 
रोलाँ के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा सत्य और अहिंसा के प्रचार 
में इन्होंने मी जबरदस्त प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय कार्यों मे अहिंसा का 
अयोग एक नया आविष्कार है| जिस प्रकार एक वैज्ञानिक अपने नवीन 
आविष्कारों के सचालक-नियमों का रुसार को दिग्द्शन कराता है, उसी 
अक्ार श्री प्रिवे ने इस प्रेम के सिद्धान्त के चूतन प्रयोग का दिर्दर्शन कराया 
है। उन्होंने गाँधीजी को अपनी नवीन पुस्तक [,2८३०८ [0९ 2४६- 
१7700&॥९५ (देशभक्ति का संघर्ष) दिखाई । इसमे उन्होंने इस ज्षेत्र के 


मासलस मे 


इश्लेंड में महात्माजी ] इ८ 


अपने अनुभव और कई नये प्रयोग करनेवालों का परिचय दिया है। 
उक्त प्रयोग करनेवालों मे एक स्वीजरलैंड के महान्‌ शान्ति के उपासक 
श्री सियरसोल का नाम उल्लेखनीय है, जो युद्ध और अन्य आपदाओं 
से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुँचाकर सैनिकवाद का अन्त करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं और इस समय वेल्स की खानों में काम करनेवाले 
पीड़ित मजदूरों के कष्ट-निवारण में लगे हुए हैं। भी प्रिवे ने मुझसे कहा 
कि भ्री सियरसोल इतने लजाशील हैं कि उनसे यह आशा नहीं की जा 
सकती कि वह निःसड्जोच होकर स्वय गाधीजी से मिलने आवे, इसलिए 
आप उन्हे तलाश करके गाधीजी से अवश्य मिला दीजिए । 
यदि मित्रों में सबसे पहले स्वागत करनेवाले श्री कुमारी रोलॉ और 
भी प्रिवे थे, तो अपरिचितों मे सबसे पहले स्वागत करने वाले विद्यार्थी 
विद्यार्थियों को. | मं विद्यार्थी मार्सेल्स के बतंमान और पुराने विद्या- 
थियों की प्रधान समिति के सदस्य थे, जिन्होंने “भारत- 
वर्ष के आध्यात्मिक दूत” के सम्मानार्थे धूमधाम से स्वागत का अबन्ध 
किया था । उन्होंने उनका यूरोप के युद्ध/क्वान्त और लूट में अन्धे हुए 
राष्ट्रों को शान्ति-सुधारस पान करानेवाले देवदूत की तरह स्वागत किया 
और गाधीजी ने उनको मित्र और सहपाठी आदि शब्दो से सम्बोधित 
कर उचित शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहां कि, “सन्‌ १८६० में 
जब मैं विद्यार्थी था और फ्रान्स में प्रदर्शिनी देखने आया था, उस समय 
से आपके और मेरे बीच कुछ घनिष्ठ तथा स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो 
गये हैं | उन सम्बन्धों के स्थापित करने का श्रेय आपके सुप्रसिद्ध देश- 
बन्धु रैम्या रोलॉ को है, जिन्होंने अपने ऊपर मेरे इस विनम्र सन्रेश को 


६ [ लन्दन की चिद्ी 


५. 


समझाने का भार ले लिया है, जो में लगभग ३० वर्ष से अपने देश- 
चासियो को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ | मैने आपके देश की 
परम्पराओं और रूसो तथा विक्टर ह्यगो के उपदेशों का कुछ अध्ययन 
किया है, और अपने लन्दन के कठिन मिशन पर कदम रखने से पूर्व 
आपके इस प्रेम-पूर्ण स्वागत से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला है |” 
उन्होंने उस युद्ध-प्रिय जाति के नवयुवकों के सामने अहिंसा 
के सन्देश का स्पष्टीकरण किया, और जब उन्हें समझाया कि “अहिंसा 
निबल का नहीं, वरन्‌ अत्यन्त शक्तिशाली का अज्ञ है; शक्ति का अर्थ 
केवल शारीरिक बल नहीं है: एक अहिंसक में शारीरिक बल का होना 
आवश्यक नहीं है, परन्तु बलवान हृदय का होना अनिंगर्य रूप से 
आवश्यक है,” तो उन्होनें इस पर बड़े उत्साह से हप॑घ्वनि की | गाँधीजी 
ने उदाहरण देते हुए बतलाया कि क्वित प्रकार “एक बलिष्ट जुलू एक 
पिस्तोल लिए हुए ऑंग्रेंज बालक के सामने कांपने लगता हैः परन्तु 
इसके विपरीत भारतवर्ष को ललनाओ ने लाठी-मह्दार और लाठिशोें की 
चर्षा को कितनी दृढ़ता के साथ सहा | शत्रु के साथ बुद्ध करतें हुए मर 
जाना या मार डालना तो बहादुरी है ही, किन्तु अपने एतिहन्दी के 
प्रद्दारों को सहन करना और बदले में अंगुली तक्त न उठाना उससे कहीं 
ऊँजे दज की चहादुरी है। यही चीज है, जिसके लिए भारत अपने- 
आपको दैयार कर रहा है ।” अन्त में इसी प्रश्न के एक दूसरे पहलू पर 
चर्चा करते हुए उन्होने कह्-- अहिंसा की यह लड़ाई दूसरे शब्दों में 
आत्म-शुद्धि की एक क्रिया कही जा सकतीं हे--जिसका तालये यह है 
के कोई राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता अपनी दी-कमज़ोयी के कारण खोता है. 





इन्लैंड में महात्माजी ] ४० 


और ज्योही हम अपनी कमजोरी को दूर फेंक दे, त्योंही अपनी स्वतन्त्रता 
पुनः प्राप्त कर लेगे | पृथ्वी पर कोई जाति स्वयं अपने ऐच्छिक या 
अनैच्छिक सहयोग के बिना सर्वथा गुलाम नहीं बनाई जा सकती |* 
अनैच्छिक सहयोग यह है, जिसमे आप किसी शारीरिक आघात के भय से 
किसी अत्याचारी और निरकुश शासक की आधीनता स्वीकार करते हैं। 
श्रादोलन के आरम्म मे मैं इस अनुभव पर पहुँचा हूँ कि इस प्रकार के 
आदोलन की नींव चरित्रबल है | हमें यह भी अनुभव हुआ है कि 
दिमाग़ में बहुत-सी बातें भर लेने या विविध पुस्तकें पढ़कर परीक्षाये 
पास कर लेने मे सच्ची शिक्षा नहीं है, प्रत्युत चरित्र संगठन सच्ची 
शिक्षा है | मुके पता नहींक्रि आप लोग--फ्रांस के विद्यार्थीगए-- 
बौद्धिक अध्ययन की अपेक्षा चरित्रि-निर्माण को कितना महत्त्व देते हैं। 
परन्तु मैं इत्तनां कह सकता हूँ कि यदि आप अहिसा की सम्भावित 
शक्तियों की खोज करें तो आपको मालूम होगा कि बिना चरित्र के आप 
का अध्ययन निरर्थक सिद्ध होगा | मै आशा करता हूँ कि हमारा यह 
पारस्परिक परिचय इसी सम्मेलन के साथ समाप्त न हो जायगा, प्रत्युत 
मुझे पूर्ण आशा है कि यह पारस्परिक परिचय आपके और मेरे देश- 
वासियों के बीच में सजीव सम्बन्ध स्थापित 'करने का कारण होगा । 
जैसा आंदोलन इस समय हम भारतवर्ष मे चला रहे हैं, उसकी सफलता 
के लिए हमें सारे ससार की बौद्धिक सहानुभूति की आवश्यकता है; और 
यदि इस आदोलन ओर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए काम में लाये गये 
हमारे तरीकों का विचारपूर्वक अध्ययन करने के बाद आप यह अनुभव 
करे की हम आप की इस सहानुभूति और सहायता के पात्र हैं, तो मैं 


डर | लन्दन की चिट्ठी 


आशा करता हैँ कि आप वह सहानुभूति हमे दिये बिना न रहेंगे |? 
बहुत सी बातों मे एक विचित्र प्रकार की समता होती है, फिर चाहे वे 
कहीं भी क्‍यों नहों | इसका एक उदाहरण है खुफ़िया पुलिस, दूसरा 
आद्योगिक नगर, और तीसरा ग्रचार-कार्य करनेवाले 
अख़वारनवीस । मै यह समझता था कि हिन्दुस्तान 
से रवाना होते ही उस निकृष्ट प्रचार से हमारा पीछा छूट जायगा, जो 
स्वभावतः ही अधगोरे अख़बारो मे॑ देखा जाता है | परन्तु यह आशड्ा 
व्यर्थ थी। इगलेए्ड के कट्टर अनुदार अखबार दुनिया के किसी मी अख- 
बार को इस विषंय मे मात कर सकते हैं। हमारे देश के अनुदार पत्र 
तो इस देश के इस कट्टर दल के अधूरे अनुगामी मात्र हैं । और इसका 
एक जीवित उदाहरण हमें 'डिली मेल” के प्रतिनिधि मे मिला, जिसने 
'राजपूताना? जहाज पर गाँधीजी से मुलाकात की। वह विद्यार्थियों के 
स्वागत के अवसर पर उपस्थित था और उसने अपने अखबार को ऐसे 
वार भेजे, जिनमें उसने गॉधीजी की बातो को बड़ी शरारत के साथ 
तोड़ा-मरोडा था, और जो कहीं-कहीं तो सरासर झूठे थे | हमें मार्सेल्‍स 
से बोलोन ले जानेव्राली स्पेशल ट्रेन में गाँधीजी ने इस मित्र को खूब 
आड़े हाथो लिया। बहुत-स्ती वातो का तो उसके पास कुछ जवाब ही न 
था | उसकी रिपोर्ट के अनुसार गाँधीजी का स्वागत विंद्रोही मारतीय 
विद्यार्थियों द्वारा हुआ था, जब कि वास्तव में उसका पूरा प्रवन्ध मोर्सेल्स 
के ही विद्यार्थियों ने किया था | गाधीजी के भाषण में से कोई सगत उंद्ध- 
रख दिये ब्रिना ही उसने लिखा था कि गाँधीजी ने ब्रिटिश शासन के 


अखबारनवीस 


खिला क घृणा का प्रचार किया। उससे कहा गया कि वह अपने कथन 


लय से 


ब्रात का प्रसन्ध 


का आश्रय हुआ 
मेरी शज- 


+ 


उससे कर्म, 
गहनतमस बातों 


५ 


पा 


अविच्छिन्न- 
7 गावीजी 


>> 


धर 
सकता क्रिस 


7: 
के 


त््स् 


पी 
श्थ् 


रे 


अत्य आा साय 


सांध्रीजी ने 
साथ अविच्छि 
श्र 
को यह नहीं यालूब था 


क्र 


| 


अं अपने जीवन की 
मे इस 


डरा 


या 
दर 
पं 
बेड 
4 
रे 
निसथा 
ख्द्य निराशा 


श्र 
[2 


>> 
डसकऋ 


यु 


|| द्ठ 
>>. 
#००.] 
डा 


नहीं 
नद्रा 
की 
दर 
कक 


के 


श्र 
अगाग्य ने दे लक्का | वेचार 


<&; 


.।] 


मुझ इस बात #ऋ 


सेआतब्र 


६27 
न्द्रा, 
सत्य पर 
बनाये 
क। 5 


4 
-+ 
््क्त 
द्लि 
अर 
रु 
- 
5 
खतरा 


श््द्र 


ः 
५ 


द् 
+. 


ट्िंता % 


०० १ 


इ्तूच उना 


॥] आवब, बह 


[+] 
गनवनात 
के 
६-3 
द् 


कल 


मझाशटु से 


नट 


रा 


भसासनत्रप ने 
की 


० 
कक्षा 


श्र 


7] 


७, 
आपसे 
जे 


पब्नआा पट्टा 


१०० 
बा 
5. 
>> 
ड््थं 


छ्न्य्यां 
है] 


द््टू 


६.4 


द््च-- 


है 


क्वि आग आए 


द्र् 


हि 
(४ 
कार 


१ 


ऋद्वा +९ 
में ऋषा-- अच्छा, श्रत्र 


ल््स्ड्। अम्ल द् 
शाछाकझ्य ४२ 


4 इर 


डरे [ लन्दन की चिट्ठी 


से चिढ़ने से बचाती है। यदि मुझमें इसका अभाव होता, तो मैं अवतक 
कभी का पायल होगया होता | उदाहरण के लिए तुम्हारा यह लेख ही 
मुझे पागल बना देने के लिए काफी होता । में यह कह देना उचित सम- 
भता हूँ कि ठुमने इस लेख में ऐसी बातों की मरमार की है, जो सत्य से 
बहुत दूर हैं और जिनके कारण मुझे तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिए । परन्तु मैं ऐसा नहीं करता, और जितनी वार तुम चाहोगे में 
तुम्हें मुलाकात देता रहूँगा |? इस फटकार से वह दबा जा रहा था। 
लेकिन उसमें पश्चात्ताप का कोई भाव नहीं था ! 

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार-जगत्‌ में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं 
है और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रकार तोड-मरोड़ की इच्छा न रखते हुए भी 
सत्य को विलबूटे! अथवा नमक-मिच लगाकर सजाना पसन्द करते हैं । 
उदाहरण के लिए अमेरिकन एसोशियेटेड प्रेस के सम्बाददाता श्री मिल्स, 
जो बहुत दिनों से हमारे साथ हैं-और गांधीजी की प्रवुत्तियों से परिचित 
हैं, गांधीजी के जहाज़ी जीवन की घटनाओं पर नमक-मि्च लगाये बिना 
न रह सके । उन्होंने प्रार्थना के दृश्य, चर्खें के आकर्षण तथा और भी बातों 
का वर्णुन किया, किन्तु उन्हे यह जान पड़ा कि गांबीजी के साथ प्रति- 
दिन दूध पीनेवाली एक बिल्ली का जिक्र किये विना सव वर्णन फीका रह 
जायगा | इसी प्रकार श्री सलोकोम्ब ने मी, जिन्होंने गांधीजी से अपनी 
यरवदा-जेल की मुलाकात का रोसाञ्कारी वर्णन प्रकाशित कर नाम पैदा 
कर लिया था, 'ईवनिंग स्टेण्डड” में गांधीजी की उदारता की प्रशंसा 
करते हुए यह अनुभव किया कि बिना किसी स्पष्ट उदाहरण के विवरण 
अधूरा रहेगा | और इसलिए उन्होंने अपनी कल्पना दौड़ाई और प्रिंस 


इस्लैंड में महात्माजी ) 34 


आफ वेल्स (युवराज) के भारतागमन के समय गाँधीजी को उनके चरणों 
में लोटते हुए बता ही तो दिया | गॉधीजी ने उनसे कहा,--“ भाई स्लो- 
कोम्ब, मे तो यह आशा करता था कि आप तो सही बाते अच्छी तरह 
जानते होंगे । किन्तु जो विवरण लिखा वह तो आपकी कल्पनाशक्ति पर 
भी लाज्छन लगाता है। मैं भारतवर्ष के ग़रीब-से-गरीब मगी और अछूत 
के सामने न केवल घुटने टेकना ही पसन्द करूँगा, वरन्‌ उसकी चरण- 
रज भी ले छूँगा, क्योकि उन्हे सब्यो से पददलित करने से मेरा मी साग 
रहा है । परन्तु में प्रिस ऑफ वेल्स तो दूर रष्ठ, बादशाह तक के चरणों 
मे न गिरूगा-सिरफ़ इसीलिए कि वह एक महान्‌ उद्दण्ड सत्ता का प्रति- 
निधि है | एक हाथी मल्ते ही मुके कुचल दे, परन्तु उसके सामने सिर न 
भुकाऊँगा; किन्तु में अजान में चीटी पर पैर रख देने के कारण उसको 
प्रणाम कर छूँगा ।” डी वेलेरा के अभी हाल ही में जारी किये हुए. श्रख- 
बार आयरिश प्रेस! को धन्य है कि उसने अपना मोटो! समाचारों मे 
साई! रखा है और अपने पहले ही अड्ढ में इस बात की घोषणा करदी है 
कि “हम कभी जानबूककर इस पत्र को अपने मित्रो को पथ भ्रष्ट करने और 
अपने विरोधियों के विरुद्ध गलतफहमी फैलाने के काम में नहीं लावेगे |” 
इस मोटो पर आचरण करनेवाले समाचार-पत्र वास्तव में बहुत कम हैं| 
परन्तु किसी देश के मनुष्यों को वहाँ के अखबारों से दी जॉचना 
ठीक न होगा, यद्यपि जिस देश में अखबारों का प्रचार लाखों की सख्या 
बस में है वहाँ यह सहज ही विचार किया जा सक्षता है कि वे 
कितनी अपार हानि कर सकते हैं। 'फ्रेएड्स हाउस! का 
सार्वजनिक स्वागत बड़े सुचाउ-रूप से संगठित किया गया था। उस 


न्‍ 


पर, [ लन्दन की चिट्ठी 
सम्मेलन मे, श्री लारेन्स हाउसमैन--जिनसे अच्छा समापति मिलना कठिन 
था--के शब्दों में, “राष्ट्र के महान्‌ अतिथि” के स्वागत के लिए साव- 
जनिक जीवन की प्रत्येक शाखा के प्रतिनिधि मौजूद ये | श्री हाउसमैन 
ने तुरन्त ही 'ऋतज्ञतापूर्ण स्वागत! से बहुत गहरी जानेवाली चीज़ का 
आश्वासन दिलाया-अर्थात्‌ भारतवष के प्रति बढ़ता हुआ सद्भाव, ऐसा 
सक्खछाव कि जिसपर परिषद्‌ के नतीजे का कुछ प्रभात्र नहीं पड़ सकता, 
तथा जो सदा अपरिवततनशील तथा कमी कम न होने वाला है | जब 
उन्होंने गाँधीजी को ऐसी वात का ज़रिया वतलाबा जो साधारणतया 
समझी नहीं जाती है--अर्थात्‌ राजनीति और धर्म का एकीकरण, तो 
उन्होने बिलकुल ठीक वात कह दी | श्री हाउसमैन ने कहा, “गिरजों में 
हम सब पापी हैं, परन्तु राजनीति मे दूसरे सब पापी हैं। हमारे देनिक 
जीवन का सच्चा वर्णन यही है, तथा गॉधीजी हमारे यहाँ हम लोगो से 
यह अनुरोध करने आये है कि हम अपने हृदयो को ट्ठोलें और इसकी 
घोषणा कर दे कि हमारा धर्म क्या है |? 
परन्तु खानगी स्वागतो मे शायद और मी अधिक हार्दिकता थी। 
उदाहरणार्थ, हमारी मेज़वान मिस स्थूरियल छेस्टर के बो' के किग्लली- 
हाल में अपने साथ गॉधीजी को ठहरने पर ज़ोर देने से 
अधिक ग्रेमपूर्ण वात और क्या हो सकती है| किंस्सली 
हाल का इतिहास पत्येक को जानना चाहिए ? किस 'प्रकार एक आहत- 


किग्स्ली हाल 


हृदय के पलों के उत्तर मे मिस लेस्टर ने बो-स्ट्रीय म--क्रोलाहलपूर्य 
शराबखानों तथा कम्बख्ती, कगाली और पाप के आगार--सन्दे और 
हीन निवास ग्हो के बीच में रहने का निश्चय किया, किस प्रकार उन्होने 


इस्लैंड में महात्माजी ] ४ 


भारत की यात्रा का प्रबन्ध किया और कबि रवीन्द्र तथा गॉधीजी की 
मेहमानी स्वीकार की, किस प्रकार किंग्सली-हाल खोला गया और किस 
प्रकार उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ उन भागों में आराम और 
खुशी लाने के लिए वहाँ रहने की ठान ली, जहाँ “परिवार की सारी 
सम्पत्ति का नाश, नौकरी के लिए. असफल प्रयत्न आत्महत्याओ की चेश, 
ओर इनके परिणामस्वरूप अपमान तथा निराशा” के नाटक प्रतिदिन 
होते रहते हैं ! यह एक अत्यन्त रोमाश्चकारी कथा है, जो मिस लेस्टर की 
५009 ॥0०४८ ८९८ 777700 ( मेरे हिन्दू अतिथि ) नामक पुस्तक में 
बरणित है। यह उचित ही था कि भारतवर्ष की पीड़ित-जनता के प्रति- 
निधि गॉधीजी वहाँ आमन्त्रित किये जाते तथा वह उसको अपने हृदय 
के ठीक अनुकूल स्व के समान समसरूते। इस उपनिवेश के सदस्य सफाई, 
भोजन बनाना, धुलाई इत्यादि सब काम अपने हाथ से करते हैं ओर जो 
कोई उनकी मेहमानी स्वीकार करे, उससे भी दैनिक भोजन कार्य मे सद्दा- 
यता देने की आशा की जाती है। मुझे जेन एडम्स से मिलने अथवा 'हाल 
हाउस! के देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु इन दोनों के 
सम्बन्ध में मैने काफी पढ़ा है और शायद मिस लेस्टर का भी यही प्रयत्न है कि 
लद॒न मे भी हालहाउस' से कुछ कम न रहे। उनकी आकाज्षा है कि किंग्सली- 
हाल “परमात्मा की उस भावना से ओतप्रोत तथा व्याप्त रहे, जो मनुष्यों 
की सेवा, आात्मानुशासन तथा त्याग की ओर प्रवृत्त करती है ।” यह 
सम्भव है कि जिस कार्य के ,लिए. गॉधीनी यहा आये हैं उसकी 
आवश्यकताओं से बाधित होकर उनको अपने मित्रों की सहूलियत के 
लिए अधिक सुविधाजनक स्थान पर हटना पढ़े; परन्तु यह कल्पना 


४७ [ लन्दन की चिट्ठी 


करना कठिन नहीं होगा कि यह उन पर कितनी जबरदस्ती होगी। मुहल्ले 
के रहनेवाले सैकड़ों स्री-गुर॒ष और वालक गाँधीजी के दर्शन और 
सम्मान-प्रदर्शन के लिए. उस स्थान को घेर लेते हैं। जब हम बाहर जाते 
हैं तो वालकगण प्रसन्नतापूर्वक हमारे पीछे हो लेते है--इसलिए नहीं कि 
हमको तह्ल करे; वल्कि मित्रता करने के लिए । देवीदास से बहुधा यह 
प्रश्न पूछा जाता है--“भला ठम्हारे पिता इँग्लेंड के बादशाह से कब 
मिलेंगे १?” दूसरा सवाल यह होता है, “क्या ठुम्हारे देश के बच्चे 
बिलकुल हमारी तरह के हैं ?” एक लड़की अपने पड़ोसी से कहती है, 
“ये लोग अपने कपड़ो म बड़े अजीब मालूम होते हैं ।? पड़ोसी बड़ी 
चालाकी से उत्तर देता है, “हा, जिस प्रकार हम उनको अजीब मालूम 
होते हैं ।? एक छोकरे का भोला-भाला सवाल होता है, “ठम्हारे पिताजी 
सोटर में जाते हैं, क्या वह तुम्हे मोटर नहीं देते ?” दूसरा शरारती दूर 
से चिल्लाता है, “बतलाइए तो, आपकी पतलून कहां है १? 
परन्तु इन सबकी सद्भावना में कोई सन्देह नहीं है । विरोधी अख़- 
बारों ने भी, अपनी इच्छा के विरुद्ध, मेहमानी की वहुत-सी ततवीरें 
छाप-छापकर उनका खूब विज्ञापन कर दिया है, 
जिसके कारण गलियों का मोब्र-ड्राइवर, सड़क पर 
का मजदूर, फुट-पाथ पर बैठा हुआ फूल वेचनेवाला तथा दृकान में 
गोश्त वेचनेवाला लन्दन में अपार भीड़ के कारण गाँधीजी की मोटर 
के रुकतें ही उनको फौरन पहचान लेता है और नज़दीक आकर 
'या तो सम्मानपूर्वक ठोप हिलाने लगता है या प्रेमपूर्चक मुस्कराने 
लगता है। 


सदर्धावना 


इस्लैंड में महात्माजी ] ड्प 


इग्लेड और यूरोप के मिन्न-मिन्न स्थानों से बीसों पत्र रोज गॉधीजी 
के पास आते हैं, जिनमे वे उनका हार्विक स्वागत करते हैं और उनके 
कार्य से सह्यनुभूति प्रदर्शित करते हैं। उनके विद्यार्थी-अवस्था के पुराने 
मित्र प्रायः सब उनसे मिलने आ रहे हैं और अन्य|[ ऑओंग्रेज मित्र और 
राज्याधिकारीगण जो उनको जानते हैं, सत्र मिलकर परिचय बढ़ा रहे 
हैं। अभी उस दिन सर जाज॑ बार्नेंस उनसे मिलने आये और कहा कि 
मैं गॉधीजी का बड़ा श्राभारी हूँ | उस दिन गॉधीजी का मौन-दिवस था, 
अतः केवल हाथ मिलाकर हो उनको वापस लौटना पडा | जगह-जगह 
से आमन्त्रण-पत्र आरा रहे हैं कि आप सप्ताह के अन्त का अवकाश इधर 
वितावे और विश्राम करे । सहानुभूति के कुछ भावों ने तो भौतिकरूप 
भी अहस कर लिया है। एक सज्जन ने ५० पौड का चेक भेजते हुए 
लिखा है, “श्राज सुबह “टाइम्स! अखबार में आपके यूस्टनरोड के मित्र 
भवन मे स्वागत के उत्तर में दिये हुए भाषण और किंग्सली-हाल मे 
अमेरिका के निवासियों के लिए हुए वेतार के भाषण को पढ़कर मुझे 
बड़ा ही झ्ानन्द प्राध्त हुआ | इन दोनों भाषणों में कथित उपदेश इतने 
महत्वपूर्ण और विशाल हैं कि मुझ्ले विश्वास है कि ससार-भर के जो मनुष्य 
उसे सुनेंगे और पढेंगे अवश्य समझेंगे और उससे सहानुभूति प्रकट 
करेंगे | मेरा भारत से पुराना प्रेम है, गत महायुद्ध में कई सैनिकों और 
डाक्य्रों की, जो यहा के अस्पताल मे थे, सेवा करने का सौमाग्य मुझे 
प्राप्त हो चुका है। आपके 'उपदेशो के प्रति जो भेरी सहानुभूति है उसका 
सूचक यह साथ में भेजा हुआ चेक स्वीकार करेंगे तो मुझे बडी प्रसन्नता 
होगी | आप इसे जिस कार्य मे उचित समझे, व्यय करदे | मुमे पूर्ण 


४६ [ लन्दन की चिट्डी 


आशा है कि आपकी उपस्थिति मे परिषद्‌ का कार्य छुविधापूर्ण होगा 
ओर आपको इस देश की कड़ी ठंड से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा |” 
लकाशायर से सैंकड़ों पत्र आये हैं, उनमें से एक पत्र में लिखा है, 
“लंकाशायर के एक मजदूर की हैसियत से क्या मैं यह प्रकट करदूँ कि 
हालाँकि भारतीय महासभा के नेताओं के काय से हमको धक्का पहुँचा 
है, परन्तु मेरी गाँधीजी के प्रति बड़ी श्रद्धा है ओर मेरे साथी मज़दूरों में 
से बहुसंख्यक इसी प्रकार गाँधीजी के प्रति श्रद्धा रखते हैं |? एक दूसरे 
मज़दूर का लम्बा पत्र आया है, जिससे तिद्ध होता है कि सत्य और 
अहिंसा पर अवलम्बित गॉधीजी का कार्यक्रम किस प्रकार लंकाशायर 
तक के मजदूरों की समझ में आ गया है। पत्र में लिखा है, “ईश्वर 
ने आपको अपना दूत बनाया है, आप हमारे शराब के व्यापार के 
शिकार अमागे गरीब भारतीयों के ही नेता नहीं हैं, परन्तु आप हमारे 
भी सबसे बड़े नेता और ईसा के सबसे बड़े अनुगामी हैं, क्योंकि हमारे 
अन्य नेता तो सब मचरूपी राक्षस के अधीन हैं। में कट्टर मच्र-विरोधी 
हूँ और यदि आप कभी रोकडेल की तरफ आवेंगे तो आपको ज्ञात होगा 
कि मै प्रत्येक सभा में कुछ मिनट यही उपदेश करने में विताता हूँ कि 
मद्य-निषेध ही हमारे सव कष्ठो का इलाज है और गाँघीजी ही ऐसे युद्ष 
हैं जो इस सिद्धान्त पर दृढ़ हैं ओर सदा इसका प्रचार करते हैं। अब तो 
जब मे किसी समा में जाता हूँ तो लोग चिल्ला पड़ते हैं कि यह गाँधी 
का मित्र आगया | परन्तु में आपको विश्वात दिलाता हैँ कि में तो आपके 
जूता खोलने वाले की वरावरी मी नहीं कर सकता हूँ। में ईश्वर से 
प्राथना करता हूँ कि वह आपके द्वारा हमारे मद्रपी राष्ट्र का ध्यान 


इन्लेंड में मह्त्माजी ] १० 


ओर खीचे कि मजदूर अपनी सब तनख्वाह इन शराबखानों में दे देते 
हैं ओर फिर हमारे देशवासी अपना स्वार्थ-साधन करने के लिए चाहते 
हैं कि हमारे मारतबासी भाई हमारा बनाया भाल खरीदें और हमको 
उसके द्वारा लाभ हो । अन्त,मे मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपका, आपके 
पुत्र और साथियों का सहायक हो और आप इस देश को मश्य-निरेध 
का पाठ पढ़ावें और फिर आपका देश आनन्द में रहे और हम भर 
आप सब मिलकर उस 'ईश्वर का धन्यवाद गावे कि जो सबका भला 
करता हैं।” 
अनेक मित्रों ने अपनी पुस्तक और स्वागत-पत्न मेंजे हैं, परन्तु 
उनमें से दो उदाहरण ही पाठकों के सामने रखूँगा। श्री ब्रे ल्सफ़ड ने, 
जिन्हे प्रायः सभी अंग्रेजी जानने वाले भारतवासी जानते हैं, अपनी पुस्तक 
१४ रि९०७९) [7079 ( बागी मारत ) गॉधीजी के लिए भेजी है । 
और जिस प्रकार मैंने उनको कुछ भारतीय आमो में भ्रमण कराया था, 
मुझे इस्लेंड के आ्ा्मों में भ्रमण कराने की इच्छा प्रकट की है। यह 
पुस्तक अन्य पत्रकारों की पुस्तकों के समान नहीं है, बल्कि बड़ी जिसो- 
वारी और मर्मपूर्ण विषयों और निर्मीक विचारों से भरी पड़ी है, जिंसकी 
प्रत्येक बात को साबित करने के लिए, वह तैयार हैं। पुस्तक ऐसे उपयुक्त 
समय पर प्रकाशित हुई है कि इससे बागी-भारत को गुलामी का जूडा 
हटने में कुछु-न-कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। ब्रिगेडियर जनरल 
क्रोजियर द्वारा मिस लेस्टर के पास भेजी हुई 'गाधी को एक शब्द! नामक 
पुस्तक से तो बड़ा ही आनन्ददायक आश्चर्य हुआ | श्री क्रोजियर मिस 
लेस्टर को अपने पत्र में लिखते हैँ, “श्री गाधी को आश्चर्य होगा कि 


है [ लन्दन की चिट्ठी 


फौजी अप,रुरो में भी उनका एक प्रशसक है |” पुस्तक में ऐसी रोमा- 
ज्कारी बातों का वर्णन है, जिसे पढ़कर खुन उबलने लगता है, और 
लेखक ने उन सत्रका जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार को ठहराया है | पाठकों 
को ज्ञात होगा कि श्री क्ोजियर को आयलैड में अपने पद से त्याग-पत्र 
देना पड़ा था, क्यो वह अवला और निःशखस्र देश-मक्त र्वियों पर अत्या- 
चार करनेवालों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं ये | उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार पर सिद्धान्तों से विमुख होने का दोष लगाया है। वह गम्भीर 
होकर पूछुते हैं, “इस छोटे-से सीघे-सादे हिन्दू को अख़बार क्‍यों कोसते 
हैं! क्‍यों उसे अधनंगा फकीर और यह कहकर संबोधित करते हैं कि 
यह ईसाई पादरियों को भारत से निकालना चाहता है ? इसी बात पर 
इन अखबारो ने सन्‌ १६२०-२१ में आयलैंड के निवासियों के प्रति 
विष उगला था और उनपर अपने स्वार्थ के लिए परस्पर हत्यायें करने 
का आरोप लगाया था | यह सब धूत्तता है। अखबार 'स्वामि-भक्ति), 
“ददेश-भक्ति! आदि चिल्लाते हैं। स्वामि-भक्ति किसके प्रति ? क्या अखबारों 
के प्रति ! दिश-भक्ति', परमात्मा जाने किसके लिए, ! क्या ला्ड रादर- 
मियर इस बात को जानते हैं ! भारतवर्ष स्वतंत्र हो सकता है; इग्लैंड, 
फ्रान्स और जम॑नी भी स्वतन्त्र हो सकते हैं| सब ऐसे स्वतन्त्र हो सकते 
हैं, जैसा कि उनको होना चाहिए, न कि जैसा वे होना चाहते हो--बशर्तें 
कि दिश-भक्ति! कहलानेवाला संसार-प्रसिद्ध धर्म नष्ट कर दिया जाय 
आर उसके स्थान पर मानव-धर्म की भक्ति! स्थापित की जाय |” यह 
एक ऐसा आरोप है, जिसका उत्तर नहीं हो सकता और जो आज तक 
नही लिखा गया । 


इग्लेंड में महात्माजी ] भर 


ऐसा ही एक दूसरा आरोप लगाने के लिए गांधीजी इग्लेंड पहुँचे 
हैँ और उन्होंने अपना कार्य आरम्म भी कर दिया है| सम्भवतः उनका 
पेश करने का ढ्छठ उनके अभियोग को दृढ़तम बना देगा। 

ध्येय 23 20०2 
जो शब्द उनके मुँह से निकलता है वह उनके सत्य और 
अहिसा की अटल छाप पड़े हुए हृदयरूपी टकंसाल से ढलकर आता 
है। यही कारण है कि उनका गोलमेज़-परिपद्‌ में दिया "हुआ प्रथम 
भाषण पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग के रूप में होता हुआ भी निर्दोप समझता 
गया । यही कारण है कि जब उन्होंने पालमेण्ट के मेम्बरों के सामने 
हाउस आफ कामन्स में लड़ाशायर को अपने किए; हुए. पापों के लिए 
बागी भारत के प्रति पश्चात्ताप करने को कहा, तो एक भी भेम्बर ने उसमें 
बुरा नहीं माना । यही कारण है कि जब उन्होंने सद्ड-शासन-योजना- 
समिति के कार्य की श्रनिश्चिता और गोलमेज-सभा में ब्रिटिश भारत के 
निराशापूर्ण और निःसार प्रतिनिधित्व के विरुद्ध घोर असन्तोष प्रकट 
किया, तो क्रिसी को शिकायत का मौक्ता नहीं मिला । प्रेम की डोरी से 
ब्रेघि हुए मारत और इस्लेंड', 'राजी-खुशी का साक्ता जो इच्छानुसार 
तोड़ा जा सके, न कि ऐसा जो एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर थोपा 
जाय, 'मारतवर्ष अब गुलाम राष्ट्र होकर न रह सकता है, न रहेगा” 
इत्यादि ऐसे वाक्य हैं, जो हमारे इग्लेंड छोड़ने के बहुत पहले ही यहा 

काफी प्रचलित हो जायेंगे । 

सरकार की इस टरकाऊ नीति ने गाँधीजी को जुरूर दृताश कर 
दिया है और अब बढ जल्दी कदम बढ़वाने की भरसक चेष्टा कर रहे 


मर ध 


हं। जब कि व्यापारिक लेन-देन में अभूतपूर्व उथल-पुथल हो रही है, जब 


४३ [ लन्दन को चिट्ठी 


बेकारों की संख्या ३०,००,००० तक पहुँच जाने का भय है, जब सोने 
के ढेर-के-ढेर हवाई जहाजों के द्वारा फ्रान्स को उड़े जा रहे हैं, जब 
कोषाध्यक्ष बजट की घटी पूरी करने के लिए उग्र तरीके काम में ला रहे 
हैं, और जब नौकरी पेशे के लोग विद्रोह करने पर उतारू हो रहे हैं-- 
ऐसी स्थिति में सम्मव है कि वे भारत की ओर अधिक ध्यान देने का 
समय न निकाल सके | वे शायद गाधीजी के इस प्रस्ताव पर विचार 
करने की इच्छा न रखते हो कि बराबरी का साम्ीदार बनाया जाने पर 
भारतवर्ष इग्लेंड के बजट को एक बार ही नहीं, वरन्‌ हमेशा के लिए 
पूरा करने में बहुमूल्य सहायता दे सकता है | कदाचित्‌ वे वास्तविक 
पश्चात्ताप की भाषा में लिवरपुल में उच्चारण किये हुए भ्री चैम्बरलेन 
के निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों को याद करके लाभ उठा सकते हैं-- 
“कभी-कमी ऐसा अवसर आता है, जब साहस बुद्धिसानी से अधिक 
रक्षा करता है, जब मनुष्यों के हृदयों को स्पश करनेबाला तथा उनके 
भावों को आलोकित करनेवाला कोई महान श्रद्धापू् काये ऐसे आश्रय 
को उत्पन्न करता है, जिसको नीतिकुशलता की कोई चाल प्राप्त नही कर 
सकती |” 


९ ५ 
९ 4 


पाठकों को याद होगा कि गॉधीजी ने गत १७ सितम्बर को सद्ड 
शासन-योजना-समिति में सम्राट के सलाहकारों के खिलाफ एक नप्न 
और विनीत शिकायत” की थी। उन्होंने लार्ड सेंकी 
द्वारा प्रार्थना की थी कि सम्राट के सलाहकार अपने 
मन की बात भारत के प्रतिनिधियों के सामने रखें; तफ्सील की बातों पर 
ख़तम न होनेवाली चर्चा न करें, उनका निर्णय तो भारतवासी पीछे कर 
लेंगे, अभी तो वे अपनी सारी वाजी सामने रखें और साफु-साफु तजबीज 
वता दें | किन्तु अभी तक वही उकता देनेवाला ढड्ढ जारी है | ये लोग 
खूँटे के चारों ओर दूर-दूर चक्र लगाते रहते हैं और मुख्य विषय पर 
आते ही नहीं | गाँधीजी ने तो इस समिति के समक्ष महासभा की स्थिति 
रख दी है और महासभा के आदेश को अच्छी तरह स्पष्ट करके बता 
दिया है। 

किन्तु अंग्रेज जनता घरेलू समस्याओं में ही ग़क्के होकर एक-के-बाद- 
एक नयी-नयी उपशामक योजना करती जाती है, जब कि भारत में 
सरकारी अ्रधिकारी--गाँधीजी के शब्दों में--'सरकार का अडग और न 
भुकनें वाला रुख प्रकट करते जा रहे हैं | ब्रिटिश अर्थ-ब्यवस्था और 


वही रफ़्तार 


है. [ लन्दन की चिट्ठी 


ब्टिश मुद्रा के प्रति फिर विश्वास पैदा करने के लिए. विलायत की राष्ट्रीय 
सरकार के प्रयत्न की ओर भारत-सचिव ध्यान दिलाते हैं; किन्तु स्वय 
ब्रिठिश सरकार में पुनः विश्वास पैदा कराने के लिए न तो यहा और न 
भारत में ही कुछ प्रयत्न किया जाता है। 

भारतीय मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप के आरोप की आशइ्डा से 
लाड इर्विन इन बातों से जानबूक कर अलग रह रहे हैं| इस बीच 
गाधीजी अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग ब्रिटिश जनता के सामने भारत 
का दावा पेश करने में कर रहे हैं। उन्होंने डिलीमेल” में एक लेख लिख- 
कर अपने “मुखिया” श्रर्थात्‌ भारतीय राष्ट्रीय 
महासभा (कांग्रेस) का परिचय कराते हुए 
सक्षेप में भारतीय माग सममाई है। सुशिक्षित ऑ्रेंग्रेज़ों तक को भारत 
के सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से भक्रूठा इतिहास बताकर, उनके मन में 
जो पूव॑ंगद्दीत कुधारणायें और दूषित पक्षपात दृढ़ कर दिया जाता है, 
हाउस आफ कामन्स में मजदूरदल के पालंमेश्टी सदस्यों के सामने एक 
भाषण ठेकर गांधीजी ने उसके तोड़ने का प्रयत्न किया | उन्होंने उनसे 
कहा, “आप लोग ग़रीब-से-गरीब मजदूर प्रतिनिधि होने के कारण इस 
देश के 'रत्नः हैं, किन्तु भारत के प्रश्न पर तो मैं आपके और दूसरे पत्नों 
के बीच कुछ अन्तर नहीं कर सकता। मुझे तो सबको समान प्रेम से 
जीतना है |” किन्तु मजदूरों के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने दरिद्रता 
का प्रश्न विस्तार से पेश किया | उन्होने कहा-“यदिं आपके मन में यह 
खयाल हो कि भारत की स्वसाधारण जनता ऑग्रेजों की शान्ति और 
व्यवस्था पर मोहित है. तो में वह खयाल आपके दिल से निकाल देना 


भारत क्‍या चाहता है! 


इग्लेंड में महात्माजी ) ४६ 


चाहता हूँ | सच बात तो यह है कि वह अंग्रेजों के जुए को उतार फेंकने 
के लिए जो उतावली हो रही है, उसका कारण केवल यही है कि वह 
भूखो नहीं मरना चाहती | आपका देश तो खूब समृद्ध है; फिर भी आप- 
का प्रधान-मन्त्री मनुष्य की औसत आय के पचास गुने से अधिक वेतन 
या तनख्वाह नहीं लेता, जब कि भारत में वाइसराय वहां के एक आदमी 
की औसत आय से पांच हजार गुना अधिक वेतन लेता है। और यदि 
ओसत आय इतनी कम हो, तो आप समझ सकते हैं कि हजारों मनुष्यों 
की वास्तविक आय तो शूत्य ही होगी |” फौज के प्रश्न पर भी चर्चा 
हुई थी; किन्तु लोगों का ध्यान जितना दरिद्रता के प्रश्न पर खिंचा, 
उतना उसपर नहीं खिंचा | मजदूरदल के सदस्य तो शुरू से आखिर तक 
अपने वेकारों का ही खयाल करते रहे और उनके प्रश्नों का मुख्य विषय 
था लड्ढाशायर के कपडे | गाधीनी ने उनसे करुण-स्व॒र में पूछा, “भुमे 
बताइए, जब कि भारत स्वय अपना कपड़ा तैयार कर लेने में समर्थ हो, 
तब भी क्‍या वह लड्ढाशायर का कपड़ा खरीदने के लिए नीतिबद्ध है ! 
हिन्द को पामाल एवं वरवाद करके स्वर्यं समृद्ध बनने के कारण, क्‍या 
लड़ाशायर को उसके प्रति कुछ प्रायश्चित- नहीं करना चाहिए !” इन 
लोगों के पास इसका कुछ उत्तर न था। किन्तु एक सदस्य ने अपने 
स्वाभाविक अंग्रेजी उद्धतपने से कह्ा--“यदि तुम हमारा कपड़ा नहीं 
खरीदोगे तो हम तुम्हारी चाय और सन नहीं खरीदेंगे।” गाधीजी ने कहा- 
“नहीं, हरगिज मत खरीदिए | यद्द तो राजी-खुशी की बात है। हम अपनी 
चाय या सन जबरदस्ती आप पर नहीं लादना चाइते |” 
तीनों दलों--मजदूर, उदार और झअनुदार--के सदस्यों के साथ की 


७ [ लन्दन की चिट्ठी 


मुलाकात तो और भी अधिक सजीव थी। क्योंकि उसमें गाधीजी ने 
अपील अथवा ६प्रार्थना करने की बजाय, भारत के स्वातन्त्रय की दलीलें 
जोर से पेश कीं तथा 'सरक्षणों' और विशेष अधिकारों' की विस्तार से 
चर्चा की । “सेना और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर अधिकार के बिना मिली हुई 
स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता नहीं कही जासकती; इतना ही नहीं,वह तो हलके रूप 
का स्वायत्त शासन भी न होगा | वह तो निरा भूसा होगा, जिसे छूना 
तक उचित नहीं ।” सीमाप्रान्त के हव्वे का भण्डाफोड़ करते हुए उन्होंने 
कहा कि पिछले जमाने में अनेक हमलों और आक्रमणों के होते हुए भी 
हम उनका मुकाबिला करके टिके रहें, उसी तरह भविष्य में भी हम उनसे 
अपनी रक्ता कर सकेंगे | ओग्रेजी शासन की शान्ति और व्यवस्था अधि- 
कांश में काल्पनिक है, और ब्रिटिश भारत की अपेक्षा देशी रियासतों मे 
भारतीय अधिक शान्ति से रहते हैं | “इसलिए, यह खयाल न कीजिए 
कि आपके विना हमें आत्म-हत्या करनी पड़ेगी अथवा हम एक-दूसरे का 
गला काठने लगेंगे | इसका यह अर्थ नहीं कि हम हरेक श्ैेंग्रेज सोहजर 
या सिपाही अथवा अफसर को निकाल वाहर करेंगे | हमें जरूरत होगी 
आर यदि वे हमारी शर्तों पर रहना स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें रक्खेंगे | 
लेकिन सुरसे कहा गया है कि एक भी ऑग्रेंज सिपाही या सिविलियन 
हमारी मातहती में नौकरी न करेगा | मै स्पष्ट ही कह देना चाहता हूँ कि 
इस जातिगत अमिमान का मतलब में नहीं समझ सकता | हम--अकेली 
महासभा नहीं बल्कि सभी पक्ष--इस नतीजे पर पहुँचे हैँ कि ऑंग्रेजी 
शासन अत्यधिक खर्चीला है;,और फोजी ख़चे राष्ट्र को कुचलकर मर- 
खासन्न कर रहा है | हलके-से हलके दर्जे की ल्वतन्त्रता मिलने की एक 


इब्लेंड में महात्माजी | ष्ट 


कसौटी इस फौज पर हमारा अधिकार होना है। संरक्षणों के प्रश्न में 
सिविल सर्विस को मौजूदा आधार पर बनाये रखने की वात आती है। 
सच वात यह है कि ये सिविलियन कितने ही योग्य, उद्योगी और कितने 
ही कार्यकुशल हों, तो भी यदि वे अत्यधिक ख्र्चीले हों, तो वें हमारे लिए 
क्रिसी काम के नहीं | भारत में जिस प्रकार करोड़ों मनुष्य बिना डाक्टर 
एवं चिकित्सक की सद्दायता से अपना जीवन बिता लेते हैं, उसी प्रकार 
हम आपके विशेषजों की सहायता बिना अपना काम चला लेंगे | यह 
कहा जाता है कि उनका भारी वेतन उन्हे रिश्वत आदि लालचो से बचाये 
रखने की गारण्टी है| लेकिन यह बहुत वड़ी कीमत है और हिन्दुस्तानी 
नौकर जो रिश्वत लें, उसकी अपेक्षा मुद्दीमर सिविलियनों का भारी 
वेतन और अन्य खर्च कहीं अ्रधिक हो जाता है । 

“वतंमान सरक्षणों के अनुसार ८० फीसदी आमदनी तो विदेशियों 
के हाथों सौंप दी जायगी और बाकी २० फी सदी से हमें शिक्षा, स्वास्थ्य- 
पक धरेचृंक स्ज्ञा लक विभाग चलाने होंगे | इस स्वतन्त्रता को 

में हाथ से छूना तक पसन्द न करूँगा | जिस सरकार 
का पॉच-दस वर्ष में दिवाला निकलना निश्चित हो, मैं उसका चार्ज लेने 
की अपेक्षा बाध्य होकर परतन्त्र रहना और अपने आपको बाग़ी घोषित 
करना अधिक पसन्द करूँगा | और, मैं यह साहसपूर्वक कह सकता हूँ 
कि, कोई भी आत्मगोरव वाला भारतीय इस स्थिति को पसन्द न करेगा | 
में सविनय-भग द्वारा अपना खून बहाकर भी लड़ेंगा, और में कहना 
चाहता हूँ कि मैं श्रापक्ते साथ एक गुलाम की तरह सहयोग करने की 
झआयेज्षा यह अच्छा समभूँगा कि आप मुझे अपनी जेल में ढूँस दें और 


> 


प्‌ [ लन्दन की चिट्ठी 


मुमपर लाठी-पहार करे मेरी नम्न सम्मति के अनुसार इन दोनों संरक्षुणो 
का अर्थ यह गुलामी ही है।”? 

इसके बाद गाँधीजी ने अल्पसंख्यक जातियों के संरक्षण का प्रश्न 
हाथ में लिया और उसके आधिक संरक्षणो की चर्चा की; क्योंकि इनकी 
माँग ऑग्रेजों के हित के लिए, जो भारत मे अल्पसंख्यक 
जातियों में हैं, की जाती है | यह माँग सर्वथा अखंगत है; 
इसमे न तो अंग्रेज़ों की ही शोमा है, न हिन्दुस्तानियो की | मुद्दी-भर 
अंग्रेज ३० करोड़ 'गुलामो! के पास से संरक्षण मागे, यह विचार गाघीजी 
से सहा नहीं जा सकता था | शत्रु से रक्षा की गारण्टी मॉगी जा सकती 
है, मित्र से हरगिज नहीं | भारतवासी उनसे जो सेवा लें, उससे जितना 
सरक्षण मिले, उसीमें उन्हे सन्‍्तोष मान लेना चाहिए। गांधीजी ने स्पष्ट 
शब्दों में कह्दा--“यदि अंग्रेज़ो का व्यापार भारतीयों के लिए हितकारक 
हो तो उसके लिए किसी सरच्षण की आवश्यकता नहीं। किन्तु इसके 
विपरीत यदि वह भारत-हित-विरोधी हो, तो चाहे कितने ही संरक्षण क्‍यों 
न हों, उनसे कुछ लाभ न होगा | विश्वास रखिए कि तीस करोड़ हिस्से- 
दारों के कन्बों पर से जुआ उतर जाने पर वे समृद्ध भागीदार होंगे और 
इग्लैंड को, किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र को लूटने में नहीं प्र्युत्‌ सब राष्ट्र 
के कल्याण के लिए, सामेदारी से सहायतो पहुँचाने के लिए तसर रहेगे।” 

बम्बई के मिल्-मालिको से समझौता या उनके शब्दों में 'सौदा? 
करके गराधीजी ने ज़बरदस्त भूल की | ऐसा वहां के मेम्बरों का खबाल 
था। पर गाधीजी ने तो इससे भी आगे बढ़कर कहा कि, केवल बम्बई 
हो नहीं अहमदाबाद के मिल मालिकों से भी समझौता या सौदा! 


यूरोपियन 


इग्लैंड में महात्माजी ६० 


किया गया है, किन्तु इस 'सौदे' की शर्तों से खादी बनानेवालों के सामने 
सह से मिलों की प्रतियोगिता दूर होजाती है। यह ठीक है कि इनमें से कई 
| पलोंके मजदूरों को बुरी तरह पिसना पड़ता है;फिर भी मिल-सालिक 

नम्न दबाव और समझौते से झुकते जाते हैं और, स्वयं श्री ठाँम शा के 
कथनानुसार, अहमदाबाद का मजदूर-सध संसार भर में आदर्श है। 

संघ-शासन-वोजना-समिति के गराधीजी के दूसरे भाषण से हिन्दुस्तान 
में कुछ मित्र तथा यहां के कुछ मित्र चौक उठे हैं। सघ-शासन में 
सम्मिलित होनेवाले प्रत्येक नरेश से वह कम-से-कम कितने 
की अपेक्षा करते हैं, यह गांधीजी ने छिपा नहीं रक्खा है; 
और देशी राज्यों के मित्रों को उन्होंने वचन दे दिया है कि इससे जरा 
भी कम वे हरगिज न लेंगे। भाषण में तो नरेशों को अपना भाग देने और 
समिति के सामने योजना रखने की प्रार्थना थी। इसमें गांधीजी ने 
समर्पण कहा किया है १ समर्पण का प्रश्न तो तमी आसकता है, जब 
उनकी योजना समिति के सामने आवे | 

भाषण के जिस अंश से यहा के मित्रों को आश्चर्य हुआ है, वह 
है कि जिसमें गाँधीजी ने अप्रत्यक्ष ( 0772८: ) चुनाव का तत्त्व 
स्व्रीकार किया है | पर वे भूल जाते हैं कि एक ही व्यवस्थापिका सभा 
और वालिश ( केवल “चरित्र की मर्यादा वाला? ) मताधिकारी उनकी 
योजना के अनिवार्य अंग्र हैं, और उनसे हम “अकेले मुसलमानों की ही 
नहीं वल्कि अछूत, ईसाई, मजदूर और अन्य सब वर्गों की उचित आकां- 
ज्ञाओ का समाधान कर सकते हैं |” 

किन्तु ये बातें बड़े लोगों के लिए छोड़कर मुझे अब किंसली-हॉल 


स्पष्टीकरण 


द१ [ लन्दन की चिट्ठी 


के अपने घर की ओर आना चाहिए | मित्र इस बात की शिकायत कर 
रहे हैं कि गॉधीजी महल और होटल छोड़कर इतनी दूर रह 
रहे हैं। अंग्रेज मित्र सेस्ट जेम्स के महल के निकट के अपने 
घर देने के लिए तत्यरता दिखा रहे हैं, किन्तु गाधीजी ने निश्चय किया है 
कि यह गरीबों का घर जो अपना घर बन गया है उसे न छोड़ा जाय | 
मित्रों से मिलने के लिए एक दफ्तर रखा जा सकता है--इसके लिए 
कई भारतीय मित्रों ने अपने घर देने की इच्छाः प्रकट भी की है; किन्तु 
ईस्ट एड में घूमनें जाते समय जो मित्र उनसे मिलते हैं, ओर जो 
बालक उन्हे घेरकर उनसे किसी समय वाते कर लेते हैं, उन्हें वे छोड़ 
नही सकते | वस्तुतः इन वालकों के साथ की एक खास मुलाकात से 
गाँधीजी को बड़ा आनन्द हुआ । उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वह 
स्वय आश्रम में हो, बालकों के सादे किन्तु गहरे और चकित करनेवाले 
प्रश्नों का उत्तर देते हों और उनके द्वारा सत्य और प्रेम का सन्देश 
फैलाते हों । वे पूछत्ते हैं--'मिस्टर गांधी, आपकी भाषा क्या है !” और 
गाधीजी उन्हें अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषाओं के समान शब्दों की व्युत्पत्ति 
चताते हैं और समझते हैं कि आखिर तो हम सब एक ही पिता के पुत्र 
हैं। उनसे वह अपने बचपन की बातें करते हैं, और यह समझाते हैं 
कि धूसेका जवाब धूँसे से देने की अपेक्षा घूँसि से न देना किवना अच्छा 
है | स्वयं कच्छ क्यो धारण करते हैं, और स्वयं उनके बीच यहां क्यों 
रहते हैं, यह भी उन्हें बताते हैं। एक दिन उन्होने कह्ा--“मेरे लिए तो 
सच्ची योलमेज-परिषद्‌ यह है। में जानता हूँ कि ऐसे मित्र हैं, जो मुमे 
'चर दे सकते हैं और मेरे लिए उदारता से पैसे खच॑ कर सकते हैं, किन्दु 


उनका घर 


इस्लेंड में महात्माजी ] दर 


मैं मिस लेस्टर के घर मे सुखी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन व्यतीत 
करने का मेरा ध्येय है उसका स्वाद मुक्ते यहां मिलता है । मिस लेस्टर 
ने भेरे लिए कोई नया खच्च नहीं किया; किन्तु उन्होंने और उनके 
साथियों ने मेरे लिए श्रनेक अ्रस॒विधाएँ उठाई हैं और अपने सिर पर 
बहुत परिश्रम ले लिया है। मैंने जो कोठड्िया रोकी हैं, उन्हें खालीकर 
वे स्वय बरामदों मे सो रहते हैं। वे अपना काम स्वय कर लेते हैं। मैंने 
और मेरे साथियों ने उनका काम बढा दिया है और उसे थे प्रसन्नता- 
पूर्वक कर लेते हैं | ऐसी दशा में मुझसे यह स्थान किस तरह छोड़ा जा 
सकता है १” उनकी यह दलील"अकाद्थ है; उसके सामने श्री एश्डरूजु 
तक के प्रयत्न सफल नही हो सकते । जिस दिन स्थान बदलने का प्रश्न 
उठा, उसी दिन एक वृद्ध, पतली और ठिगनी महिला भ्राई । उनकी 
आँखे तेज से लाल हो रही थीं | वह गाधीजी से केवल हाथ मिलाने 
आई थी। वापस जाते समय उन्होने मुझसे कहा--“इस स्थान को 
छोड़ने का विचार न कीजिए | यह म्यूरियल का घर नही है | यह यहा 
के रहनेवालो अयवा हमारे लिए भी नहीं बनाया गया है। यह तो 
गाँधीजी जिस शआरादर्श की मूति हैं, उस आदर्श के लिए जीनेवाले उसके 
( मिस लेस्टर के ) भाई का स्मारक है। गांधीजी के योग्य ही यह 
स्थान है ।” लगभग ८० वर्ष अवस्था की यह महिला, दाम बूउन्स 
स्कूल डेज के लेखक की पुत्री मिस ह्यूज हैं | 
यहा जितने ग़रीब और मामूली आ्रादमी गॉधीजी से परिचय पाने और 
मिलने की सुविधा पाजाते हैं,उनकी सख्या से यह अनुमान किया जासकता 
है कि यह स्थान कितने महत्व का है | इस प्रकार के मिलन एवं सम्बन्ध 


॥।॒ 


[ा 


६३ [ लन्दन की चिद्ठी 


ही जीवन को समृद्ध और जीने योग्य बनाते हैं। जिन ऋ्ली-पुरुषो के लिए 
जीवन एक शतरज्ल का चित्रपठ (बोड) है ओर साथी खिलाड़ी को मात 
देना सर्वाधिक चतुराई है, उनसे मिलने में कुछ सार 
नहीं। ऊपर कहे एक दो सम्मिलनों की यहा चर्चा 
करना चाहता हूँ | एक दिन तो ऐसा मालूम होता था, मानों वह केवल 
हस्ताज्षर--दस्तखत--करने का ही दिन हो। गांधीजी के हस्ताक्षर कराने 
में सफलता प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन-कथा सुना जाता। 

बेन प्लेटन नामक एक भाई मिस लेस्टर के साथी हैं | हमारे लिए 
सुत्रह से शाम तक निरन्तर काम करतेर हते हैं. किन्तु गाँधीजी की नजर 
में चढ़ने का कभी प्रयत्न नहीं करते | एक दिन वह 
एक किताव लाये और उसमे गांधीजी के हस्ताक्षर 
करवाने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने कह, “गाघीजी, मैने यह पुस्तक 
एक शिलिंग में खरीदी है | उस समय में डिली हेरल्ड” में काम करता 
था | वहा यह पुस्तक समालोचना के लिए. आई, किन्तु तुच्छ मानी 
ज्कर समालोचना के अयोग्य समझती गई और इसलिए बेच डालने के 
लिए रद्दी में डाल दी गई | इससे मुझे यह एक शिलिग में मिल गई। 
मै इसे घर ले गया और शुरू से अखीर तक पढ़कर उसका तत्काल 
उपयोग किया । किंग्सली-हाल में एकत्र लोगो को मैने आपका परिचय 
कराया, और आपके सम्बन्ध में कई व्याख्यान दिये | उस दिन से मेरा 
आपके साथ परिचय आरम्म हुआ है [”? 

गॉवीजी इससे आश्चयंचकित हो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा-- 
“अच्छा, म्यूरियल से मेरा परिचय कराने वाले तुम थे १?” 


उनके मित्र 


सदहुपयोग 


इस्लेंड में महात्माजी ] द््ड 


बेन ने कहा--“मैं यह कहने की धुष्ठता तो नहीं कर सकता । कदा- 
चित वह पहले से ही आपको जानती हों | किन्तु दूसरे मित्र तो, मैंने इस 
पुस्तक में से जो-कुछ कह्दा, उसीसे आपको श्रच्छी तरह जान सके | इस 
पुस्तक में बहुत सी बातें ऐसी थीं, जो स्वय मेरे विचार में थीं; किन्तु 
मैंने कमी उन्हें शब्दों में प्रकट नहीं किया था |”? 

याँवीजी ने हँसते हुए कह्दा--“तब मैंने सब्र विचार तुमसे उधार 
लिये था तुमने मुझसे लिये । कुछ भी हो, एक शिलिंग खर्च करना 
अच्छा दी हुआ । क्‍या ऐसा नहीं है !” 

उन्होंने कक्ष--“इससे श्रच्छा उपयोग उसका हो नहीं सकता था | 
ओर आप इस बात से तो सहमत होगे ही कि मैंने जो-कुछ किया, उससे 
में आपके हस्ताक्षर पाने का अ्रथरिकारी हूँ १? 

यह एक शिलिंग की पुस्तक कौनसी होगी, क्या प्राठक इसका 
अनुमान लगा सकेंगे ? 

एक व्यक्ति आया; वह नोका-सैन्य मे था और मीरां बहन के पिता 
को जानता था । मीरां बहन अपने भूतपूर्व एडमिरल क्री युत्री हैं, इस 
खयाल से उनपर वह अपना विशेष अधिकार समझता 
या | एक दिन वह घूमकर वापस लौट रही थीं कि वह 
आया ओर साँश्रीजी के हस्ताक्षर पाने का अपना अधिकार बताते हुए 
कहने लगा--“में २१ वर्ष तक नौकानैन्य अर्थात्‌ जल-सेना में था। 
मैंने त॒म्द्ारे पिता की मातहती में नौकरी की है। और मेरा जेंवाई गाँधीजी 
के लिए बकरी का दूध भेजता है। क्या चह मुझे अपने हस्ताक्षर ऐेने 
की कृपा न करेंगे ?? उसकी यह प्रार्थना व्यर्थ न गई । गाँधीजी ने उसे 


शुभ कामना 


६५ [ लन्दन को चिट्ठी 


अदर बुलाया। पास पहुँचकर उसने आत्म-कथा सुनांई,और साथ मे कहा - 

“साहब, मै आपके और आपके उद्देश्य के लिए सचमुच शुभ 
कामना करता हूँ । मैने दुनिया खूब देखी है। महायुद्ध में मैने नोकरी 
की, जगह-जगह फेंका गया; ठिठ्धरते पैरों गेली-पोली से सालेनिया के 
लिए. कूच का हुक्म हुआ, और अकथनीय कष्टों का सामना करना पड़ा | 
आगामी युद्ध में नौकरी करने की अपेक्षा तो मैं शीघ्र ही जेल चला 
जाना पसन्द करूँगा | साहब, वस्तुतः यह एक अत्यन्त मयड्डर कार्य है। 
मैं तो आपके लिए लड़ना अधिक पसन्द फरता हूँ | आपके उद्देश्य में 
सफलता मिलते, यही मै चाहता हूँ ।” वह अपने साथ अपनी लड़की और 
दूध पहुँचानेवाले दामाद के फोटो लाया था। 

वह जाने की तैयारी मे था कि गाँधीजी ने उससे पूछा-- तुम्हारे 
कितनी सन्‍्तान हैं १” 

उसने कहा--“'साहब, आठ; चार लड़के और चार लड़कियाँ ।” 

गॉधीजी ने कह्य--“मेरे चार लड़के हैं, इसलिए मै तुम्हारे साथ 
आधे रास्ते तक तो दौड़ रुकता हैँ !” 

यह सुनकर सारा घर हँसी से गूंज उठा । 

कदाचित्‌ थोड़े ही लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि जब गॉधी- 
जी से यह कहा गया कि चालीं चेपलिन उनसे मिलना चाहते हैं, तो 
उन्होने निर्दोष भाव से पूछा कि यह महापुरुष कौन 
हैं ! अनेक वर्षों से गॉधीनी का जीवन कुछ ऐसा हो 
गया है कि उन्होंने अपने लिए जो काम निश्चित कर रखा है, उसे 
करते-करते सामने आ जाने वाले काम के सिवा दूसरा कुछ देखने या 


चार्ली चेपलिन 


इग्लैंड मे महात्माजी ] ६६ 


सुनने का उन्हें अवसर नहीं मिलता । किन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि 
श्री चालीं चेपलिन सर्वसाधारण जनता में के ही एक व्यक्ति हैं, सर्वसाधारण 
जनता के लिए ही जीते हैं और उन्होंने लाखों आदमियो को हँसाया है, 
तब उन्होंने उनसे डा० कतियाल के घर पर, जिन्होंने गाँधीजी जबतक 
लन्दन में रहे तबतक उनके उपयोग के लिए अ्रपनी मोटर उनके सिपु् 
कर दी है, श्री चेपलिन से मिलना स्वीकार किया। मुझे! श्री चेपलिन 
सिनेमा के चित्रपटों में जैसे दिखाई देते हैं, उसके विपरीत बडे खुश- 
मिजाज और निरमिमान सजन प्रतीत हुए; किन्तु कदाचित्‌ अपना स्वरूप 
छिपाने मे ही उनकी कला है | गांधीजी ने उनके विषय में कुछ न सुना 
था, किन्तु ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने गॉधीजी के चख््नें के बारे में 
सुन रखा था | उन्होंने पहला ही प्रश्न यह क्रिया कि ग्राधीजी मशीनों 
का विरोध क्‍यों करते हैं ! गाधीजी इस प्रश्न से प्रसक्ष हुए और उन्होंने 
तफसील के साथ बतलाया कि भारत के सब क्रिसानों की छुः महीने की 
बेकारी में उनके युराने घरेलू एवं सहायक धन्दे को पुनरुज्जीबित किये 
बिना काम नहीं चल सकता | “तब केवल कपड़े के विषय में ही यह 
बात है !” गाधीजी ने कहा--“निस्सन्देह । प्रत्येक राष्ट्र को अन्न-वस्तर 
तो स्वय ही पैदा करना चाहिए | पहले हम यह सब कर लेते थे, और 
इसलिये आगे भी वैसा ही करना चाहते हैं। इग्लेंड बहुत अधिक प्रमाण 
में माल तैयार करता है और इसलिए उसे खपाने के लिए उसे बाहर 

के बाज़ार हँदने पड़ते हैं । हम इसे लूट कहते हैं। और लुटेरा इग्लेंड 

ससार के लिए खतरा है | इसलिए यदि अब भारत मशीनों का उपयोग 

स्वीकार करले और अपनी आवश्यकता से अधिक कपड़ा तैयार करें, 


६७ [ लन्दन की चिट्ठी 


तो ऐसा लुटेरा भारत ससार के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा ??” 

श्री चेपलिन ने प्रश्न को तुरन्त ही पकड़ते हुए पूछा--“/इसलिए यह 
प्रश्न केवल भारत तक ही सीमित है! किन्तु मान लीजिए कि आपके 
भारत में रूस की-सी स्वतन्त्रता हों और आप अपने बेकारो को दूसरा 
काम दे सकते हो तथा सम्पत्ति का बराबर ब्रेंटवारा कर सकते हो, तब तो 
आप मशीनों का तिरस्कार न करेंगे ! क्या आप स्वीकार न करेंगे कि 
मजदूरों के काम के घण्टे कम हो, और उन्हे विश्राम के लिए. अधिक 
फुरसत मिलनी चाहिए, !” | 

गाँधीजी ने कहा--“अवश्य |” 

इस प्रश्न पर गॉधीजी के सामने सेंकड़ों वार चर्चा हो चुकी है, 
किन्तु एक अजनबी विदेशी को इतनी तेज़ी से स्थिति को समझ लेते 
मैने नहीं देखा | इसका कारण कदाचित्‌ उनके मन मे किसी प्रतिकूल 
भाव एवं पक्षपात का न होना और उनकी निश्चित सहानुभूति हो | 

यह सहानुभूति उस समय प्रत्यक्ष दिखाई दी,जब श्रीमती सरोजिनीदेवी 
ने उन्हे विलायत की एक जेल की मुलाकात की याद दिलाई । उन्होंने 
कहा--'में धनवानों के गिरोह का सामना कर सकता हूँ, किन्तु इः 
कैदियों के सामने खड़ा नहीं रहा जाता | मै मन मे कहता हूँ, ईश्वर की 
कृपा न होती, तो तू भी इनके ही साथ होता |? वहाँ कुछ भी नहीं किया 
जा सकता, इससे मन मे बड़ी तुच्छ॒ता प्रतीत होती है | अपने और उनके 
बीच में लोहे की सलाख के सिवा क्‍या फक है? मैं तो जेलो को जड़-मूल 
से सुधारने के पक्त में हूँ | अन्य रोगों की तरह अपराध करना भी एक रोग 
है और इसका इलाज जेलो मे नहीं वरन्‌ शिक्षण-णहो में होना चाहिए | 


एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर मे गॉधीजी ने कहा-- “लाहौर और 
करांची के प्रस्ताव एक ही हैं। कराची का प्रस्ताव लाहौर के प्रस्ताव का 
उल्लेख कर उसे पुनः स्वीकृत करता है; 
किन्तु यह बात स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता सम्भवतः ग्रेटब्रिटेन के साथ की सम्मानयुक्त सामेदारी को 
अलग नहीं करती | जिस प्रकार अमेरिका और इग्लैर्ड के बीच सासे- 
दारी हो सकती है, उसी तरह हम इग्लैरड और भारत के बीच सामेदारी 
स्थापित कर सकते हैं। कराची के प्रस्ताव में जो सम्बन्ध-विच्छेद का 
उल्लेख है, उसका अर्थ यह है कि हम साम्राज्य के होकर नहीं रहना 
चाहते । किन्तु भारत को ग्रेटब्रिटेन का साकेदार आसानी से बनाया जा 
सकता है। 

“एक समय था, जब में औपनिवेशिक पद पर मोहित था; किन्तु बाद 
मे मेने देखा कि औपनिवेशिक पद ऐसा पद है, जो एक ही कुट्धम्ब के 
सदस्यों-- आ्रास्ट्रेलिया, कनाड़ा, दक्षिण श्रक्रिका और न्यूजीलैण्ड 
आदि--को समान करनेवाला है। ये एक ही खोत से निकली हुई रिया 
सत्ते हैं, जिस अर्थ में कि भारत नही हो सकता | इन देशो की अधिकांश 


साम्राज्य नहीं सामेदारी 


दर [ लन्दन की चिट्ठी 


जनता अग्रेजी भाषा-माषी है ओर उनके पद में एक प्रकार का त्रिटिश- 
सम्बन्ध सबन्निहित है। लाहोर महासभा ने भारतीयों के दिमाग़ में से 
साम्राज्य का खयाल धो डाला है और स्वतन्त्रता को उनके सामने रखा 
है। कराची के प्रस्ताव ने इसका यह सन्निहित अर्थ किया कि एक 
स्व॒तन्त्र राष्ट्र की हैसियतःसे भी हम ग्रेंटबिटेन के साथ, अवश्य ही यदि 
बह चाहे तो साम्ेदारी कायम कर सकते हैं | जबतक साम्राज्य का ख़बाल 
बना रहेगा, तबतक डोर इग्लैण्ड की पालेमेण्ट के हाथ में रहेगी, किन्तु 
जब भारत ग्रेटबिंटेन का एक स्वतन्त्र सामेदार होगा, तब सूत्र-लचालक 
लन्दन के बजाय दिल्‍ली से होगा । एक स्व॒तन्त्र सामेदार की हेसियत 
से भारत, युद्ध और रक्तपात से थकित ससार के लिए, एक विशेष 
सहायक होगा | युद्ध के फूट निकलने पर उसे रोकने के लिए भारत और 
ग्रेटबिटेन का समान प्रयत्न होगा--अवश्य ही हथियारों के बल से नहीं, 
वरन्‌ उदाहरण के दुर्द्मनीय बल से | आपको यह व्यर्थ का अथवा 
बहुत बड़ा दावा प्रतीत होगा और आप इस पर हँसेंगे। किन्तु आपके 
सामने बोलनेवाला उस राष्ट्र का एक प्रतिनिधि है, जो उसके दावे को 
पेश करने के लिए ही आया है,औओर जो इससे किसी ऋदर कम पर रज्ा- 
मन्द होने के लिए तैयार नहीं है, और आप देखेंगे कि यदि यह प्राप्त न 
हुआ तो मैं पराजित होकर चला जाऊँगा, किन्तु अपमानित होकर नहीं | 
सें ज़रा भी कम न लूँगा, और यदि मॉग पूरी नहीं की गई, तो में देश 
को और भी अधिक विस्तृत और भयड्डर परीक्षणों मे उतरने के लिए 
आह्वान करूँगा, और आपको भी हार्दिक सहयोग के लिए लिखेूँगा [” - 
एक दूसरी सभा में उन्होंने कहा--“हमारे अहिंतात्मक आन्दोलन 


इग्लेंड में महात्माजी ] ७० 


का उद्देश्य, ब्रिना मन मे कुछ पाप रखे, भारत के लिए. किसी गुम 
अर्थ में नहीं वरन्‌ उसके वास्तविक अ्रथ में पूर्ण स्वराज्य है। में मानता 
हूँ कि प्रत्येक देश, बिना किसी योग्यता के अथवा दूसरे प्रश्न के, इसका 
अधिकारी है | जिस प्रकार प्रत्येक देश खाने, पीने श्रोर श्वास लेने के 
योग्य है,इसी प्रकार प्रत्येक देश अपनी व्यवस्था करने के योग्य है--इस 
की परवा नहीं कि वह कितनी ही बुरी तरह क्‍यों न हो । जिस प्रकार खराब 
फेफडेवाला व्यक्ति कठिनाई से सॉस ले सकेगा, उसी प्रकार भारत भी 
अपने रोगों के करण हजार गलतियाँ कर सकता है। शासन की योग्यता 
का सिद्धान्त केवल आँसू पोंछने के समान है। स्वतन्त्रता का अर्थ 
विदेशी अंकुश से मुक्त होने के सिवा और कुछ नहीं है ।” 
भारतीय व्यापारियों की सभा में भाषण देते हुए. उन्होंने यह स्पष्ट 
शब्दों में समझाया कि “विदेशी अकुश से मुक्त होने का क्‍या अर्थ 
है ।” उन्होंने कहा, “महासभा इस निश्चित निर्णय पर पहुँची हे कि 
अपनी अथ-व्यवस्था पर हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए.। शअ्रर्थ- 
व्यवस्था के इस पूर्णाधिकार बिना स्व॒राज्य-विधान नामधारी कोई भी 
विधान देश की मॉग की पूर्ति न कर सकेगा आप जानते हैं कि सहा- 
सभा ने मुके जो आदेश दिया है, उसका यह एक भाग है कि पूर्ण 
स्वराज्य का कोई अ्र्थ न होगा, यदि उसके साथ राजस्व, सेना और 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर पूर्णाधिकार न हो। कम-से-कम मैं तो केबल 
पूर्ण स्वतन्त्रता के सिवा किसी प्रकार के शासन को उत्तरदायी शासन 
अथवा स्व-शासन नहीं कह सकता, यदि सेना और राजस्व पर हमारा 
पूर्ण अधिकार अथवा पूरा कब्जा न हो |” 


७१ [ लन्दन की चिट्ठी 


यह बात कि वह पूण स्वतन्त्रता चाहते हैं, और उससे जरा भी 
कम न लेंगे, गॉधीजी को इस कार्य की कठिनाइयों के प्रति विशेष सजग 
बना देती हैं | क्योकि परिषद्‌ प्रतिदिन बहुत मन्द गति 
से रेगती हुईं चलती है, उन्हें अब यह स्पष्ट हो गया है 
कि कार्य अत्यन्त दुःसाध्य हैं। सर अलीइमाम के शब्दों में परिषद्‌ 
राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं प्रत्युत पालमेण्ट के प्रधान मन्त्री 
की पसन्द के प्रतिनिधियों की बनी हुई है। प्रधान-मन्त्री ने कहा, 'मे 
अपने आपको बलिदान का वकरा न बनाऊँंगा; किन्तु मैं चाहता हूँ कि 
आप सब अपने बलिदान के बकरे बने ।” प्रधानमन्त्री के इन शब्दो में उनके 
योग्य अनजान मजाक था, जिसे यहा के विनोरी पत्रों ने एक कल्पित 
राज्षुत्त के रूप में कार्टन (व्यज्ञचित्र) बनाकर अमर कर दिया | परिषद्‌ 
के मुस्लिम मित्रों के सामने राष्ट्रीय मुसलमानों! का नाम तक लेना एक 
गकार का शाप है, और दस-वर्ष पहले जिस व्यक्ति को स्वयं उन्होंने 
गाघ्रीजी से परिचित कराते हुए सम्माननीय और वेशक्ौमती बतलाबा 
था, और जो हमारे सब कठिन समयों मे राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, 
आज मुसलमानो के शक प्रभावशाली दल के विचार प्रकट करने के 
लिए आवश्यक नही समझा जाता | गाँवीजी की पूर्ण समपंण की बात 
से हिन्दू मित्र भयभीत हैं, और छोटे अल्पसंख्यक वर्गों के नामधारी 
प्रतिनिवियों को इस समपंण में अपने हितों के स्वाह्य हो जाने का भय 
है। कोई आरचये नही, यदि सॉधीनी का यह वक्तव्य अरण्य-रोदन 
सिद्ध हो'कि जो लोग राष्ट्र हित साधन करना चाहते हो वे कोई अधिकार 
न माँगे, और जो अधिकार चाहते हैं उनके लिए सुविवा कर दें | 


ऋकठिनाइयाँ 


इम्लेंड में महात्माजी ७२ 


उन्होंने जोर से कह्दा--क्या आप समझते हैं कि यदि मैं इसे हल कर 
सका तो मैं इस अभागे प्रश्न को कूलता हुआ छोड़ दूँगा और इस 
प्रकार अपने को ससार के सामने हास्यास्पद बनाऊँगा १ 
दूसरी ओर, सरकार की ओर से कोई निर्णायक प्रेरणा नहीं हुई । 
कदाचित्‌ वह तमाशा देखती रहना पसन्द करती है | जैसा कि उन्होंने 
कल रात को लन्दन-निवासी भारतीयों के स्वागत के उत्तर में कहा था, 
गाधीजी ने यह बात सरकार के सामने स्पष्ट कर दी है उन्होंने कहा 
था, “सरकार ने अपने मन की बात--अपनी योजना--हमारे सामने 
नहीं रखी है; किन्तु वह समय तेजी से आ रहा है, जब्र कि उसे किसी- 
न-किसी तरह अपनी नीति की धोपणा करनी होगी | क्योंकि जो सदस्य 
छः हजार मील दूर अपना घर छोड़कर यहा आये हैं, वे यहां इस प्रकार 
अपना समय गँवाना वरदाश्त नहीं कर सकते | जिन ब्िटिश मन्त्रियों 
» ओर ब्रिटिश जनता के विचार सुधारने का निरन्तर प्रयत्न कर रहा हूँ, 
मैं जिस क्षण देखूँगा कि उनके साथ अब किसी हद तक समाधान नहीं हो 
सकता, उसी समय आप मेरी पीठ इग्लैंड के किनारे से मुड़ती देखेंगे |” 
इस सम्बन्ध में में गांधीजी के उस पुरजोर भाषण की ओर सकेत 
करूँगा, जो उन्होंने अपनी वर्षगाठ के अवसर पर उनका सम्मान करने 
के लिए एकत्र चार-पाच सौ मित्रों की उपस्थिति में दिया था, और जिस 
में इन मित्रों की ओर से श्री फेनर ब्राकवे ने गांधीजी को विश्वास दिलाया था 
कि यदि निकट-भविष्य में भारत को कोई आंदोलन करना पड़े तो उसमें 
वे हाटिक सहायता देंगे | कदाचित्‌ भ्री त्राकवे जानते थे कि हवा का रख 
किधर है; और यह उनके भापण की पारदृश्य एवं मार्मिक शुद् अ्न्त'- 


७३ [ लन्दन की चिट्ठी 


करणता का ही कारण था कि गाधीजी को अपने मस्तिष्क के सर्वोच्च 
विचारों का नहीं प्रत्युत उनके अन्तरतम में गहराई से बैठे हुए भावों का 
प्रवाह बहाने के लिए तत्पर होना पड़ा | 


किन्तु यदि श्री फेनर वाकवें और उनके दल ने अपने आपको 
वास्तविक मित्र सिद्ध कर दिया है, तो गाँधीजी बड़ी तेजी से नये मित्र 
बना रहे हैं, जो आवश्यकता के समय मित्र साबित 
होंगे और श्री बाकवे के वहादुर दल की शक्ति बढ़ावेंगे। 
यत्ञपि भूठे इतिहास की शिक्षा और अखबारों के अत्यन्त हानिकर 
प्रचार के कारण बहुत अज्ञान फैला हुआ है; फिर भी भारत के सम्बन्ध 
में सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए चारों ओर लोग व्यापक इच्छा 
प्रदर्शित कर रहे हैं और नवयुवकों के अनेक दल गांधीजी से मिलकर कांफ्रेन्स 
या सभा और बातचीत करने की प्रार्थना कर चुके हैं। इनमे आक्सफोड्ड 
हाउस के सदस्य--आक्सफोर्ड वालों का एक दल उल्लेखनीय है, जो 
या तो ईष्ट-एणड ( गरीबों का निवास-स्थान ) में बस गये हैं, वा अपने 
समय का सर्वोच्च भाग ईस्ट-एएड-निवासियों की सेवा में लगाते हैं | 
गाँधीजी के संक्षेप में भारत की मॉग पेश करने के बाद, शुद्ध भाव से 
जानकारी के लिए, उनसे कुछ प्रश्न पूछे यये | उनमें के कुछ उत्तर- 
सहित नीचे देता हूँ--- 
प्र०--क्या आप ब्रिटिश ऑंकुश को एकदम हटा देना चाहते है १ 
उ०--अवश्य । मैने धीरे-धीरे हटाये जाने की कभी कल्पना नहीं की | 
किन्तु इसका अर्थ ग्रेट ब्रिटेन से सर्वथा प्रथक्रण नहीं है | यदि ग्रेट विेन 
पूरी साकेदारी करेगा, तो मैं उसे संग्रह कर रखूँगा; किन्तु वह वास्तविक 


भावी मित्र 


इस्लेंड में महात्माजी ] ७४ 


साझेदारी होनी चाहिए, शासन अथवा सरक्ष॒ता के जुर्के की जरूरत नहीं। 
मैं जानता हैँ कि आपमें से कुछ ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि 
आँग्रेज यदि भारत से हट “जायें तो वहाँ ठुरन्त ही 
अराजकता और खून-खराबी मच जायगी । अच्छा, यदि 
अंग्रेज ऐसा करें तो जिस गड़बड़ एवं अव्यवस्था के पैदा करने में उन्होंने 
सहायता दी है, उसके दूर करने में भी वे हमारे सहायक हो सकते हैं | जुदी- 
जुदी जातियो की अधिकाश फूट के लिए वे जिम्मेदार हैं, और समस्त जाति 
एव राष्ट्र को नपुंसक बना देने की जिम्मेवारी उन्ही पर है। और, मै स्वीकार 
कर सकता हूँ कि, यदि आप एकदम चले जायें तो सम्भव है हमे कुछ 
अस्थायी कठिनाइयों का अनुभव हो। किन्तु आपके लिए हमारी सहायता 
करने का मार्ग खुला हुआ है, बशरतें कि आप हमारे अधिकार में 
रहना स्वीकार करें । किन्तु आपके अक्षम्य जातीय अमिमान को कौन 
जीत सकता है १ मैं अपनी राष्ट्रीय सरकार में ब्रिटिश सोल्जर-सिपाही- 
और अफसर खुशी से रख लूँगा, हम उनकी सलाह के अनुसार चलना 
भी पसन्द कर लेंगे,किन्तु अन्तिम नीति-स चालन का अधिकार हमारा होना 
चाहिए । यदि आप भारत से अलग हो जाये, और हमें किसो प्रकार 
की व्यवस्थित सहायता अथवा अनुशासित सेना न भी मिले, तो अपनी 
अहिंसा में हमारा काफी विश्वास है। मैं नहीं समझता कि जो ब्रिटिश 
शक्ति और बिटिश सहायता इमपर जबरदस्ती लाद रखी गई है, उसके 
हट जाने से हम जिन्दा न रह सकेंगे | इस जबरदस्ती लादी हुई शक्ति 
और सहायता के रहते मैं स्वतन्त्रता का प्रकाश नहीं देख सकता | और 
यदि आपकी आँखे खोलने के लिए आवश्यक हो, तो मैं चाहता हूँ कि 


चक्रणण काल 


७ [ लन्दन की चिट्ठी 


स्वतन्त्रता पर मर मिटने के लिए हमे लड़ाई का अवसर मिले | इसका 
क्या कारण है कि आप अफग़ानों की योग्यता के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं 
करते १ हमारी सस्कृति उनसे हीन नहीं है | अथवा क्‍या आप यह खयाल 
करते हैं कि किसी के स्वभाव में खूँख्वारी हुए बिना स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना और उसका उपयोग करना कठिन है ? अच्छा, यदि हम कायर 
जाति हैं, तो आप हमें हमारे भाग्य पर जितनी जल्दी छोड़ दे उतना ही 
अच्छा है| यह अच्छा है कि इस पृथ्वी से कायरों का वोक हट जाय | 
किन्तु कायर सदैव के लिए नहीं रह सकते | आप नहीं जानते कि युवा- 
वस्था में मैं कितना कायर था, पर आप स्वीकार करेगे कि आज मै जरा 
भी कायर नहीं हूँ। मेरे उदाहरण का गुणा कीजिए आप सारे राष्ट्र की 
कायरता दूर हुई देखेंगे | 

प्र०--क्या भारत को ईसाइयों से कुछ लाभ पहुँचा है | 

उ०--अप्रत्यक्ष रूप में | मे इस सम्बन्ध मे एक से अ्रधिक वार 
बोल चुका हूँ | कुछ सज्जन ईसाइयों के संसर्ग से हमे अवश्य लाभ 
पहुँचा है। हमने उनके जीवन का अध्ययन 
किया, हम उनके संसर्ग में आये और उन्होंने 
स्वभावत. ही हमें ऊँचा उठाया | किन्तु पादरियों के प्रचार काये के 
सम्बन्ध मे मुझे सावधानी से बोलना होगा | कम-से-कम में जो कह 
सकता हूँ वह यह कि मुझे सदेह है कि उन्होने हमे किसी तरह लाभ 
पहुँचाया हो। अधिक-से अधिक मैं यह कहूँगा कि उन्होंने मारत को ईसाइयत 
से पीछे हटाया है और ईसाई-जीवन तथा हिन्दू अथवा मुस्लिम-जीवन 
के बीच दीवार खड़ी कर दी है । जब मैं आपकी धर्म-पुस्तके पढ़ता हूँ, 


ईसाइयों का प्रभाव 


इस्लैंड में महात्माजी ] ७६ 


तो मुझे ऐसी कोई दीवार खड़ी नही दिखाई देती; किन्तु जब में एक 
प्रचारक पादरी को देखता हूँ, तो मेरी आँखो के सामने दीवार उठी हुई 
दिखाई देती है। क्योंकि मे एक अर्से तक इनके प्रभाव मे आकर्षित 
रहा हूँ, इसलिए में चाहता हूँ कि आप मेरे इस प्रमाण को स्वीकार 
करलें । कालेज और अस्पतालों में काम करनेवाले पादरियों ने मन में 
यह पाप रखकर हमारी सेवा की है कि इन कालेज और अस्पतालो के 
द्वारा वे लोगों को। ईसाई बनाना चाहते थे । मेरी यह निश्चित धारा है 
कि यदि आप चाहते हैं कि हम ईसाइयत की महक को अनुभव करे तो 
आपको गुलाब की नकल करना चाहिए। गुलाब लोगों को इस प्रकार 
अपनी ओर खींचता है कि उस ओर गये बिना रुक नहीं सकते, और वह 
अपनी सुगन्धि उन्हें देता है। ईसाइयत की महक गुलाब से भी तीन है 
और इसलिए, बढ और भी अधिक शान्त और यदि सम्भव हो तो अधिक 
अदृश्य रूप से फेलाई जानी चाहिए। 

शराब तैयार करने के स्थानों की जाँच के लिए नियुक्त महत्वपूर्ण 
शाही कमीशन के सदस्य और मद्य-निषेध के प्रबल प्रचारक भरी कार्टर ' 
आज प्रातःकाल घूमने के समय गाँधीजी के साथ ये। 
वह भारत में शराब के व्यवसाय के प्रश्न को समभने 
और इस उद्देश्य से को जानेवाली क्षमा के लिए. तफतील की बाते 
निश्चित करने आये थे | जिस ज्ञण उन्होंने उक्त लोगों को गॉँधीजी को 
प्रणाम करने के लिए तेजी से आते देखा, उन्होंने कह्य--आप उनके 
सच्चे प्रतिनिधि हैं ओर वे यह चाहेंगे कि आप यहीं रह जायें |” मिप्त 
लेस्टर ने कहा--'वि आपके निर्वाचक्मण्डल हैं ।” गाँधीजी की जन्म- 


“बचा गाँधी”? 


७७ [ लन्दन की चिट्ठी 
गॉठ पर मिली हुई बधाइयो मे अनेक इन नये मित्रो की भेजी हुई हैं, 
जिनमे बहुतसे बालक हैं, जिन्होंने साथ में फूल-- अपने साथी”--मेजे 
हैं और “चचा गाँधी” को इस अवसर की मुवारिकवादिया दी हैं । 

भारतीय विद्याथियों की सभा में, जहा गाधीजी बड़ी रात तक मजाक 
आर-सम्य ब्यगो से उन्हे खुश करते रहे, विद्यार्थियों ने कई बड़े दिल- 
चस्प सवाल किये | में सब तो दे नहीं सकता, किन्तु 
कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण यहा देता हूँ । कुछ उत्तर 
पहले दिये जा चुके हैं| 

प्र ०--क्या मुसलमानों से एकता की आपकी माय वैसी ही वेहूदा 
नहीं है, जैसी कि एकता की माग सरकार हमसे करती है ? ऐसे महत्वपूर्ण 
प्रश्न का हल रोकने के वजाय आप अन्य सब बातो को क्‍यों नहीं 
छोड़ देते ! 

उ०--आ्राप दुह्ेरी भूल करते हैं | मैने जो मुसलमानों से कहा है, 
उसके साथ सरकार जो हससे कहती है, उसका मुकाबिला करने में आपने 
भूल की है | ऊपर से देखने मे कोई यह खयाल कर सकता है कि 
चस्तुतः यह एक ही सी मिसाल है, किन्तु यदि आप गहराई से विचार 
करेगे तो श्रापको मालूम होगा कि इनमे जरा भी समानता नहीं है | 
ब्रिटिश व्यवहार या माय को सगीन के वल का सहारा है, जब कि मैं 
जो कुछ कहता हूँ वह हृदय से निकला होता है और प्रेम के वल के 
सिवा उसका और कोई सहारा नहीं है । एक डाक्टर और एक हत्याकारी 
दोनो एक ही शस्ज का उपयोग करते हैं, किन्तु परिणाम दोनों के मित्र 
होते है| मेने जो कुछ कद्मा है, वह यही है कि मैं कोई ऐसी मांग पूरी 


सगीन बनाम प्रेम 


इग्लैंड में महात्माजी | ष्८ 


नही कर सकता, जिसका सब मुस्लिम-दल समर्थन न करते हों । मैं केवल 
बहुस रूयक वर्ग से ही किस प्रकार सचालित हो सकता हूँ ! गहरा सवाल 
तो यह है कि जब एक-दल के मित्र एक चीज मांग रहे हैं, मेरे साथ एक 
दूसरे दल के साथी हैं, जिनके साथ मैंने इसी चीज के लिए काम किया 
है और जिनका कुछ अर्से पहले इसी पहले दल के मित्रों ने मुझे अत्यन्त 
प्रतिष्ठित साथी कार्यकर्ता कहकर परिचय कराया था, क्या मैं उनके 
साथ गैरवफादारी करने का अपराधी बनेँ ! 

और आपको यह समझ रखना चाहिए कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं 
है, जो कुछ दे सके । मैने उनसे सिफ यही कहा है कि यदि आप कोई 
सर्व-सम्मत मॉग पेश करेंगे तो मै उसके लिए प्रयत्त करूँगा | रहा जो 
लोग अधिकार माँगते हैं उन्हे समर्पण कर देने का प्रश्न, सो यह मेरा 
जीवन-मर का विश्वास है | यदि मै हिन्दुओं को अपनी नीति णहण करने 
के लिए रजामन्द कर सक्‌ , तो प्रश्न तुरन्त हल हो सकता है, किन्तु इस 
के लिए मार्ग में हिमालय पहाड़ खड़ा है। इसलिए मेंने जो कुछ कहा 
है, वह वैसा मुखंतापूर्ण नही है, जैसी कि आप कल्पना करते हैं। यदि 
केवल मेरे हाथ में कुछ शक्ति होती तो, में इस प्रश्न को कंदापि इस 
प्रकार निराधार छोड़कर अपने आपको ससार के सामने अपमानित होने 
का पात्र न बनाता | 

अन्त मे, में कहूँ जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा कोई धर्म 
नही है। इसका यह अर्थ नहीं कि में हिन्दू नहीं हूँ, किन्तु मेरे प्रस्ताविक 
समर्पण से मेरे हिन्दूपन पर किसी प्रकार का धक्का या चोट नहीं पहुँचती। 
जब मैंने अकेले का्रेस का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया, मैंने अपने 


७६ [ लन्दन की चिट्ठी 


आपसे कहा कि में इस प्रश्न का विचार हिन्दुपन की दृष्टि से नहीं कर 
सकता, प्रत्युत्‌ राष्ट्रीयवा की दृष्टि से, सब भारतीयों के अधिकार और हित 
की दृष्टि से ही इसपर विचार किया जा सकता है। इसलिए मुझे यह 
कहने में जरा मी हिचकिचाहट नहीं है, कि काग्रेस सब हितों की रक्तुक 
होने का दावा करती है--अऑभेज्ञों तक के हितो की वह रक्षा करेगी, जब- 
तक कि वह भारत को अपना घर समकेगे और लाखों मूक लोगों के 
हितों के विरोधी किसी हित का दावा नकरेगे | 

प्र-आपने गोलमेज-परिषद्‌ में देशी राज्यो की प्रजा के सम्बन्ध में 
कुछ क्‍यों नही कहा १ मुझे भय है कि आपने उनके हितो का बलिदान 
कर दिया | 

उ०-वे लोग मुझसे गोलमेज़-परिषद्‌ के सामने किसी शाब्दिक 
घोषणा की आशा नहीं करते थे, प्रत्युत्‌ नरेशों के सामने कुछ वाने 
रखने की आशा अवश्य रखते थे, जो कि में रख चुका हैँ । असफल 
होने पर ही मेरे कार्य की आलोचना करने का समय आवेगा | अपने 
ढंग से काम करने की इजाजत तो मुझे होनी ही चाहिए । और में देशी 
राज्यो की प्रजा के लिए. जो कुछ चाहता हूँ, गोलमेज्-परिषद्‌ वह मुझे 
दे नहीं सकती | वह मुझे देशी नरेशों से लेना होगा । इसी तरह का प्रश्न 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का है| मे जो कुछ चाहता हूँ, उसके लिए में 
मुसलमानो के सामने घुटने टेक दूँगा, किन्तु वह में गोलमेज-परिषद्‌ के 
पास नहीं कर सकता | आपको जानना चाहिए कि में कुशल एडवोकेट 
या वकील हूँ और कुछ भी हो, यदि में असफल हुआ तो आप मुझसे 
मेहनताना वापिस ले सकते हैं| 


इस्लेंड मे भद्दात्माजी छर 


प्र०-आपने चुनाव के अप्रत्यक्ष तरीके पर अपनी सहर्मात क्यों प्रकट 
क्रदी ! क्या आप नहीं जानते कि नेहरूनरिपोर्ट ने इसे अस्वीकार कर 
दिया है ! 
उ०--श्रापका प्रश्न अच्छा है, किन्तु यह तक की भाषा में श्रापके 
अव्यक्त मध्य को यकट करता है! अप्रत्यक्ष चुनाव की नेहरू-रिपी: में 
श्रकेला छोड़ दीजिए. | वह एक सर्वथा जुदी वस्तु है। में श्रापक्ो बता 
देना चाहता हैँ कि मेने जिस तरीके का प्रतिपादन किया है, उसकी नित्य 
प्रति मुझम वृद्धि हो रही है। आपकी जो कुछ भी समझना चाहिए वह 
वह यह है कि यह सर्वथा वरालिंग मताधिकार से बेंधा हुआ दै, जिसका 
इसके बिना असरकारक्र उपयोग नहीं हो सकता | कुछ भी हो, आपके 
पास भारत की सब वालिग़ जनता में से स्वय निर्वाचित ७,००,०९०० 
निर्वाचक होंगे। बिना मेरे तरीके के यह एक दुःसाधथ्थ ओर अत्यन्त 
खोला निर्वाचकन्मएडल होगा । मेन के शब्दों में प्रत्येक आाम्यप्जातन्ल 
अपना मख्तियार पसन्द करेगा श्र उस देश की स्प्रधान व्यवस्थापिका 
सभा के लिए प्रतिनिधि चुनने की हिदायत करेगा | 
कुछ भी हो, यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ इंग्लैग्ड अथवा 
पाश्चात्य जयत्‌ के लिए उपयुक्त हो, वही मारत के लिए भी उपयुक्त ही। 
हम पश्चिमी सभ्यता के नक्काल क्यों बनें ! हमारे देश की स्थिति सर्वेथा 
मिन्न है| तब, इसारे चुनाव का हमारा अपना विशेष तरीका क्यों ने हे ! 


भारत के मित्रों की एक ख़ास सभा मे, 'जहाँ पहली बार ही सब 
श्रोताजन जमीन पर बैठे थे, पलथी मारकर हमने प्रार्थना की | गाघीजी 
ने सबसे भारत के लिए. और उसके ध्येय की सफलता के 

काले बादल लिए, ग्राथना करने को कहा | “जहा तक मलुष्य का 
प्रयत्न चल सकता है, वहां तक तो मै अमी असफल होता हुआ ही 
दिखाई देता हूँ । मेरे ऊपर वह बोक डाला जा रहा है, जिसे उठाने 
में मै असमर्थ हैँ । जिसके करने के बाद कुछ भी करने को न रहे और 
प्रयत्न करने पर भी जिसका कुछ परिणाम न हो, ऐसा यह काम है | 
परन्तु इसकी कोई पर्वाह नहीं | कोई भी प्रामाणिक ओर सच्चा प्रयत्न कमी 
असफल नही होता ।” अल्पसख्यक समिति से किये गये इकरार में भी 
यही बातें राजनैतिक भाषा में कही गई थीं। जहर का प्याला करीब- 
करीब पूरा भर गया था। उसे पूरा करने के लिए प्रतिनिधियों म से 
कुछ लोगो के भाषण और उनका समर्थन करता हुआ प्रधानमन्त्री का 
भाषण हुआ | सरकार के नामजद प्रतिनिधि कितना ही विरोध क्‍यों न 
करें, जिनके कि प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं वे भी गाधीजी के 
इस विश्लेषण के सच होने के सम्बन्ध मे गम्मीरतापूबंक शका नहीं कर 


इग्लेंड में महात्मा्जी ] दर 


सकते हैं--“भारतीय प्रतिनिधियों के चुनाव मे ही असफलता का कारण 


छिपा हुआ है | हम अपने को जिनके प्रतिनिधि मान बैठे हैं, उन दलों 


केया पक्की के चुने हुए. अतिनिधि हम सब नही हैं। हम सरकार की 
पसन्दगी से यहाँ आये हू।सब पक्चो को मजूर हो, ऐसा सममोता करने के 
लिए. जिनकी हाजिरी यहाँ होनी चाहिए वे भी यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। 
ओर आप मुझे यह कहने की इजाजत दें कि अ्रल्पसख्यक समिति बुलाने 
का यह समय नहीं था | हमको क्‍या मिलेगा, यह हम नहीं जानते; और 
इतने अश में इसमें सचाई का अनुभव नहीं होता है। यदि हम यह 
निश्चयरूप से जानते होते कि हम जो चाहिए वह मिलेगा, तो इस पापी 
मगड़े में उसे फेंक ठेने के पहले हम पचास बार विचार करते |” 
ओर इन शब्दों का विरोध करने के लिए प्रतिनिधियों ने जो कद्दा 
से इनकी सचाई सावित हुई | सर मुहम्मद शफी और डा० अम्बे- 
डकर ने जो कहा वह सरकार के पसन्द किये हुए प्रति- 
निधियों के सिवा और कोई नहीं कह सकता था| सर 
मुहम्मठ ने कहा--/हम लोग जिनका कि यह विश्वास हो चुक। है कि 
ब्रिटिश कामनवेल्थ से ही भारत का भविष्य वेंधा हुआ है, बाहर के न्याय 
करनेवालों को स्वीकार करने के लिए. तैयार नहीं हैं। उस कामनबेल्थ 
की प्रधान शाही सरकार ही न्याय करनेवाली हो सकती है, जो इस प्रश्न 
का अच्छा निर्यय कर सकती है; और वह इस गश्न में न्‍्वाय करने- 
वाली बने, इसमें हम पूणतया राजी हैं |? डा० अम्वेडकर ने कहा-- 
“शासन के तमाम अधिकार आंग्रेज़ों से लेकर भारतीयों को दिये जायें, 
इसका दादा करने का दलित वर्गों (अछुतों) ने कोई आन्दोलन नहीं 


शन्य झात्मा 


प्र [ लन्दन की चिट्ठी 


किया, न कोई पुकार मचाई, और न वे उसके लिए आतुर ही हैं ।” 
वह स्पष्टतः यह मानते हैं कि उनकी जाति का हित स्वराजग्रास और स्वतन्त्र 
भारत के बनिस्व॒त ब्रिटिश-सरकार के हाथों में ही अधिक सुरक्षित रहेगा। 
अपने सामने इन मित्रो के ऐसे वक्तव्य होने पर प्रधानमन्त्री का 
काम तो बड़ा आसान हो गया। प्रधान-मन्त्री का भाषण, जिसमे सत्य 
का अभाव था, सुनकर तो बन्दर और 
दो बिल्लियों की कह्दानी का एकदम 
स्मरण होता है। उस व्याख्यान का स्वर, उसके शब्दों का वजृन प्रामा- 
शिकता से! और 'मुममे विश्वास रखिए? के बराबर प्रयोग ने उनकी 
बाजी खुली करदी । “लेकिन मान लो कि मै सरकार की तरफ से आपसे 
कहूँ और पालमेए्ट ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि काम का भार 
आप ही उठा लें, तो आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप छः इश्ध 
भी न जा सकेंगे कि अटठक जायेंगे।” क्‍या कभी सच्चे दिल से यह 
प्रस्ताव रखा गया था ! इसी भाषण में वह अभिमानपूर्वक कहते हैं, 
“यह सरकार अपने प्रस्ताव पेश करेगी तो वह अखिरी शब्द होगा, उसी 
अंश में कि जिस अश में सृष्टि की परिस्थिति किसीको किसी विषय पर 
आखिरी शब्द कहने देती है।” !!! 
जब हम बुरे-ते-बुरे परिणाम के लिए. तैयार हैं, तो, कुछ भी हो, 
उसमें हमारी कोई हानि नहीं | इसलिए, जब गांधीजी के पास कुछ क्रोध 
में भरे हुए और कुछ दुःख अनुभव करते हुए. मित्र आये, तो उन्होंने 
उनसे कहा--““यह सब भले के लिए है। हम उस सीमा के निकट आ 
रहे हैं, जहां से हमारा रास्ता अलग हो जायगा, और पद-पद पर मामला 


बिल्ली और बन्दरवाली मसल 


इंग्लैंड मे महात्माजी ] द४ 


अधिकाबिक स्पष्ट होता जाता है | डा० अम्बेडकर जो कुछ भी कह, 
उससे दुःख अनुभव करना या उनपर ओोधच करना तो असम्भव है । क्या 
आप बह नहीं देखत कि आज सुबह उन्होंने जो कहा उसमें हमारे 
पाप (अर्थात इिन्दरू-समाज के पाष) मूत्त हो दिखाई देते हैं?” जब तमाम 
विवादों का अन्त दो जायगा, और श्रागे लोग जत्र ब्रिना किसी जोश-खरोश 
के भूतकाल की आलोचना कर सक्रेंगे, तब कदाचित्‌ यद्द निर्णय स्पष्ट 
होगा कि गांवीजी से बढ़कर अंत्वजों करा और कोई प्रतिनिश्रि नहीं हो 
भकता, जिन्होंने कि इन शब्दों म श्रोपणा करते हुए अपना व्याख्यान 
समाप्त क्रिया थ्रा--व्यिवस्थापिका-मभा में निर्वाचन के अधिकार के 
ब्निस्वत इन लोगों की सामाजिक और धार्मिक सरक्षण की ही अधिक 
आवश्यकता है। उसने इनका जे अ्रःप्रात किया है उसके लिए हरेक 
विचारशील हिन्दू को शर्म आनी चाहिए. और उसे उसका प्रायश्रित्त 
करना चाहिए। इसलिए ऊँचे-वर्ग के कद्दे जानेवाले लोगों की तरफ से 
मेरे इन देशवासी भाइयों पर जो सामाजिक अत्याचार होता है, उसे 
जुर्म करार देने के लिए, सख्त कानून बनाये जाना मैं पसन्द करूँगा | 
इश्वर की यह कपा दे कि हिन्दुओं का अन्तरात्मा हिल उठा है और अब 
अस्वृश्यद्रा इमारे पापी भूतकाल का स्मरण-मात्र रह जायगी ।” 

भारन के मिन्रोंवाली समा में गाँधीजी ने कद्दा--“परन्तु यदि में ये 
दिद्धरा देनेबाली कठिनाइवाँ अनुभव क्र रहा हूँ, तो भी, जहाँतक मेरें 
क्राम से सम्बन्ध है, इन परिषद और समितियों 
के बाहर में अखशड आनन्द का ही अनुमब 
करता हैँ । लोग स्वबं-स्कुन्गा से दी वस्तु को सम्रक लेते हैं। यद्यपि में 


प्रकाश की एक किरण 


च्ज् [ लन्दन की चिट्ी 


बिलकुल विदेशी हूँ, तो भी मेरा ओर मेरे काम का वे भला चाहते हैं। 
वे जानते हैं कि मै और मेरा काम एक ही है ओर इसलिए वे, छोटे से 
लेकर बडे दर्ज के, सब मुस्कराते हुए मेरा स्वागत करते हैं ओर मुझे 
आशीर्वाद देते हैं। और इसलिए. मुझे यह आश्वासन मिलता है कि 
मेरा ध्येय सच्चा है और उसके साधन स्वच्छ और अहिसक हैं, तब- 
तक सब भला ही होगा ।” 

विद्वान तथा वुद्धिमानों में से मी अच्छे-अच्छे लोग गॉँधीजी से 
सम्बन्ध जोइना चाहते हैं | श्री ब्रे ल्सफोर्ड ओर श्री लास्की ने गाँधीजी 
के साथ बड़ी ढेर तक बातचीत की | भ्री शॉ डेस्मॉण्ड भी उनसे मिले | 
बातचीत मे राजनीति मे से, जिसे वह कहते थे कि वह धिकारते हैं, वह 
साफ निकल गये और उन्होंने इसी विषय पर बातचीत की कि पश्चिम 
जिस गहरे दलदल मे फेंसा हुआ है और जिसमें वह अधिकाधिक ड्ूबता 
जाता है, उसमे से उसे कैसे निकाले। उन्‍होंने बच्चों की पढ़ाई के 
सम्बन्ध में चर्चा की और जब गार्धाजी ने उनसे सबम के मूल्य के 
विपय में अपने जीवन के अनुभव कहे, और यह कहा कि बच्चों के या 
बड़ो के जीवन में वह कितना बड़ा काम करता है, तो बह बड़े ध्यान से 
सुनते रहे | उन्होने पूछा--वर्तमान अन्धाशुन्धी का कारण क्या है ?? 
गॉधीजीने कहा--“एक का दूसरे को चूसना | कमजोर राष्ट्रों का शक्ति- 
शाली राष्ट्रों द्वारा चूमा जाना मैं न कहूँगा, परन्तु एक राष्ट्र का अपने 
भाई दूसरे राष्ट्र को चूसना | और मशीन का मेरा मूल विरोध इसी वात 
पर आधार रखता है कि उसीके कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को चूम 
सकता है | अपने तई तो वह निर्जीव वस्तु है और उनका अच्छा और 


इग्लेंड में महात्माजी ८्द 


बुरा दोनों उपयोग दो सकते हैं। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं, उसका 
बुरा उपयोग आसानी से होता है।” श्री डेस्मॉस्ड ने कहा-- क्या 
आप यह खयाल नहीं करते कि यहाँ के लोग जरूरत से ज्यादा भोजन 
पाते हैं| उन्हें कम खाना कैसे खिलाया जाय !” गाँधीजी ने हँसते हुए 
कहा-- परिस्थिति उन्हें यह सिखायेगी; इन दिनों उन्हें यह अवश्य 
मालूम हो जायगा कि इस्लैंड अपनी पुरानी समृद्धि पर फिर नहीं लौट 
सकेगा । उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज बहुत से राष्ट्र छूट में 
उनका हाथ बेठाने के लिए आगे आये हैं। और जब उन्हे यह मालूम 
हो जायगा तो पहले ने अपनी चादर को देखकर ही फिर अपने पॉव 
पसारेंगे ।” श्री डेस्मॉण्ड ने बढा जोर देकर कहा कि “यह सक्कद बहुत 
बड़ी बात है, इसमें मुझे कोई सशय नहीं है।” 
उस दिन लन्दन-विश्वविद्यालय के सस्कृत के अध्यापक चुपचाप 

आये, गाधीजी के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए वह आदर 
थे। उन्होंने कह्ा--मैं भारत से प्रेम करता हूँ और आपका बड़ा आदर 
करता हूँ और मेरी सब शुभेच्छायें आपके साथ हैं |” गाँधीजी ने उनमे 
पूछा--“आ्राप बड़ विद्वान हैं !” वह मुस्कराये। गॉाँधीजी ने उनका 
संकोच छुड़ाते हुए कहा--““बिना किसी सकोच के आ्राप कहिए, क्या 

आप मैक्समूलर के समान बड़े विद्वान हैं !” उन्होंने कहा, “हाँ, मुझे 

अपनी शक्ति भे विश्वास है; और यदि मुझे यह विश्वास न होता, तो मे 

संस्कृत का अध्यापक बनने,की हिम्मत न करता | सारी गीता मेरे कश्टस्थ 

है और उपनिपदों का काफी गहरा अभ्यास मैंने किया है । 

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रतेन। 


च७ [ लन्‍्दन की जिद्ढी 


यमेवैष बृरुते तेन लम्यस्तयैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌ ॥ 
नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात्‌ | 
एतैरुपायैयंतते यस्तु विद्वास्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मघाम ॥ 
यह मेरा मन्त्र है।” 
गॉधीजी ने हँसते हुए कहा--“अ्रच्छा, पर उच्चारण में हम 
आपको बहुत-कुछ सिखा सकते हैं |” 
बात यह है | इस मुलाकाव मे ऐसे अनेक सम्बन्ध जुट रहे हैं। 
” कल एक मित्र कहते थे कि उन्होने गॉधीजी के लेखों को पढ़ा था, परन्तु 
गाँधीजी सचमुच कैसे होंगे, इसका उन्हें जुस भी ख़याल न था । उन्होंने 
कहा--“इग्लैंड की मुल्लाकात के परिणाम, गोलमेज-परस्फिद्‌ को छोड़ 
दें तो भी, कल्पनातीत होंगे ।”? 
बेशक, विदेशों के मुलाकाततियो में सबसे अधिक अमेरिकन ही हें, 
आर जब से गाँधीजी ने अ्रमेरिका को रेडियो द्वारा सन्देश दिया है तब से 
प्रति सप्ताह अमेरिका से सैकड़ों पत्र आ रहे हैं। 
गॉघीजी के सुख हे ही अहिंसा के सन्देश को सुनकर 
वे आनन्दित हुए. हैं और एक भी पत्र ऐसा नहीं होता, जिसमें उसका 
उल्लेख न किया गया हो। एक पत्र-लेखक लिखते हँ--“आपका 
रेडियो-सन्देश महासागर के उस पार से जैसे घन्टी बजती हो ऐसा स्पष्ट 
सुनाई दिया। मैंने उसे आसानी से सुना । आपकी बातों की आध्या- 
त्मिकता और उत्तमता के लिए मैं आपको मुबारिकवादी देता हूँ। इसमें 
तो उसकी अत्यन्त ही आवश्कता है, क्योंकि हम शान्ति के गीत गाते 
है। आपसे एक प्रार्थना करता हूँ $ क्या आप मुझे, यह वाक्य लिख 


अमेरिका से-- 


इग्लड मे महात्माजी | ध्् 


मेजेगे कि 'खून बहाने से ससार मौत से भी ज्यादा ऊब गया है ।! और 
उसपर अपने नाम के दस्तखत करेंगे ! में उसे आपके ही दस्तखतो में 
अपने ८ नम्बर के केलेण्डर में निकालना चाहता हूँ । यह दिन युद्धविराम- 
दिन के पहले का रविवार है |” 

एक आयरिश मित्र ने कहा--“/हम आप ही के जैसे हैं। हमें भय है 
कि अभी आप चौखट के पास ही हैं और अभी आपको बहुत कुछ कशे 
में से भुजरना होगा | इसलिए आप जरूर आवें और 
जो राष्ट्र भारत-जैसी ही स्थिति में है और जिमे उसके 
जितना ही चूसा ओर बिनष्ट किया गया है उससे भेट करे | डवलिन की 
गरीबी के उदाहरण से में आपको आयलैंड की गरीबी का खयाल 
कराऊँगा | उस छोटे शहर में ही कम-से-क्म २८,००० ऐसे घर हैं, जो 
मनुष्यों के रहने लायक नहीं हैं। पैदावार बहुत होने पर भी हमारे 


किसान बहुत ग़रीब हैं। आप जरूर आइए और हमारी स्थिति का 
अध्ययन कीजिए ।” 


श्ायलैंड से-- 


वर्नर जिमरमैन एक स्विस हैं, तो भी वह 'ताऊ'! नामक एक जमंन 
मामिक-पत्र के सम्पादक हैं | उसमें वह अहिंसा के तत्वनान और राज- 
कह नीति की व्याख्या और चर्चा करते हैं। उन्होंने 
कहा--फ्रेंकफट के पाम पॉल और एडिथ गेहीब का 

एक स्कूल है, जिसमे कई जुटी-जुदी जगह और जाति के २०० बच्चे हैं। 
वे प्रतिससाह 'यड्ध इट्डिया! पढ़ते है और आपके तमाम जीवन के 
कार्यो में आपसे सहमत है। हम अपने ही, जीवन के उदाहरण से उन्हें 
अहिंसा का तल सिखाने का प्रयत्न करन हैं | जिस कार्य के लिए आप 


यह [ लन्दन की चिट्ठी 


ईश्वर के हाथ में सबसे बड़े हथियार हैं उस कार्य मे लगे हुए कई काय 
कर्ता आपको वहाँ मिलेंगे | वहाँ आप जब तक रहे तबतक के लिए 
हम यह स्कूल आपके मिपुर्द कर देंगे। और अपने साथ आप अपने 
भारतीय कार्यकर्ताओं को भी लावेंगे तो हम बड़ा आनन्द होगा | रोम्या- 
रोला और दूसरे मित्र जो यूरोप मे और खासकर जम॑नी में आपके 
आदरशों का प्रचार करते हैं, उन्हे आने के लिए और आपसे मुलाकात 
करने: के लिए, हम कहेगे |” 
हेमबग से कुछ मित्र तार द्वारा कहते हैं--“मिशनरी की हेसियत 
से हमने भारत की आत्मा को समझने का प्रयत्न किया हैं। आपके 
( गॉधीजी के ) बारे मे जो कुछ भी मिला वह सब पढ़ चुकने के बाद, 
ईसाई होने के कारण, हम आपसे सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। हमारे 
जीवन में यह बडे महत्व की वात होगी। क्या आपकी पुस्तके पढ़ने के 
बनिस्थत अधिक निकट का सम्बन्ध जोड़ना सम्भव हो सकेगा ? क्या हम 
आपसे कभी किसी जगह मिल सकते हैं ९? 
और मेडम माटिसोरी की गाधीजी से जो मुलाकात हुई उसे मे कैसे 
भुला मकता हूँ ? गॉघीजी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हम एक 
ही कुट्ठम्त्र के हैं !! मैडस माठिसोरी ने कहा, मैं आपका बच्चों की 
तरफ से स्वागत करती हू ।! गॉघीजी ने कहा, “आपके बच्चे तो भेरे 
भी बच्चे हैं । हिन्दुस्तान मे मित्र लोग मुझे आपका अनुकरण करने को 
कहते हैं। में उनसे कहता हूँ, 'नहीं! | मुझे आपका अनुकरण नहीं 
करना चाहिए, परतु आपको और आपके तरीके के अन्तर्गत सत्य को 
प्रा जाना चाहिए ।” मैडम माटिसोरी ने मीठी इटालियन माधा में, 


इंग्लैंड में मद्मात्मानी | £० 


जिसका अर्थ ठुमापिये ने साँध्रीजी को समझाया, ऋद्या--“नैसा क्रि मैं 
गाँवीजी के हृदव को प्रा लाने के लिए अपने बच्चों को कहती हूँ ।” 
इतछतापूर्वक उन्होंने कह्दा--में जानती हूँ कि यहाँ की वनिस्वत आप 
की तरफ की दुनिया में मेरे म्ति अधिक भाव है ।” गाँधीजी ने कद्दा-- 
“हाँ, यूरोप्र के बाहर भारत में सबसे अधिक लोग श्आपके पत्त में हैं [” 
एकाएक मेइम मांडिसोरी को जमुदानी का स्मरण हो आया, और 
उन्दोंने कह्ा कि में उन्हें अपना भारतीय पुत्र कहना परसन्‍्द्र करती हैँ | 

अत्ठ, उन्देंनि एक दिन अपने अओंग्रेज़ बच्चों को लेकर फिर आने का 
वाबदा किया ह 


यह स्मरण होगा कि गॉधौजी ने अल्पसख्यक समिति में समझौते 
की निष्फलता के सम्बन्ध में जो व्याख्यान दिवा वह चर्चा में दूसरी 
महत्व की बात थी। सघशासन-समिति का है गा 
व्याख्यान पहली बात थी। इस व्याख्यान ने 
बड़े-बडे लोगों को सचेत कर दिया है, परन्तु इससे उन्हें यह विश्द्युस 
भी हो गया है कि गॉधीजी किसी भी कारण से बात पर परदा नहीं 
डालेंगे । 'मैंचेस्टर गार्जियन' जैसे पत्र भी यह मानने के लिए तैयार नहीं 
थे कि अह्पसख्यक समिति सघशासन-समिति के विचार-कार्य के बीच में 
बिना किसी आवश्यकता के ही घुसा दी गई थी, और कोमी अर्थात्‌ 
साम्प्रदायिक प्रश्न को अत्यधिक महत्व दिया गया था। जिनका इससे 
सम्बन्ध था उन्हे यह समझाने में कि गॉघीजी ने सच्चे दिल से यह कहा 
था कि सरकार को अपनी बाजी खोल देनी चाहिए, यह उनका फर है, 
उनका एक सप्ताह चला गया | 

यहाँ कुछ सवाल-जवाब दिये जाते हैं। 

प्र०--यदि सब बातों से कौमी प्रश्न का अधिक महत्व नहीं है, तो 
आपने ही एक समय यह क्यो कहा था कि जब तक यह प्रश्न हल न हो 


साम्प्रदायिक प्रश्न 


इस्लेंड मे महात्माजी _] ६२ 


जायगा, आप गोलमेज-परिषद्‌ में जाने का विचार भी न करूँगे! 

उत्तर--“आप ठीक कहते हैं| परन्तु आप यह भूल जाते हैं कि 
भासत मे मेरे अंग्रेज मित्र और दूसरे मित्रों ने इस बात पर बहुत जोर 
दिया कि मुझे जाना ही चाहिए और में दब गया | मुझे यह मी समर्ताया 
गया कि लाड इरबिन को दिये गये बचन की रक्ला करने के लिए भी 
मुझे जाना चाहिए। अब यहाँ मैं अप्से को उन लोगों के सामने पाता 
हूँ, जो राष्ट्रादी नही है और केवल साम्प्रदायिक होने के कारण ही चुने 
गये हैं । इसलिए मैने कहा कि निर्णय न कर सकना यद्यपि हमारे लिए 
शरम की बात है, फ़िर भी इसका कारण ते इस समिति के सदस्य जिस 
तरह चुने गये हैं उसीमे है | स्थिति ऐसी अस्वाभाविक है कि शब्दों में 
उसका वर्णन नही किया जा सकता है। उसमे ऐसे लोग हैं, जो किसी 
कौम के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं परन्तु यदि वे भारत में होते 
और उस कौम का मत लिया जाता तो वह उन्हे अस्वीकृतत कर देती ।” 

अर०--अस्ृरयों के विषय भे क्‍या बात है ! डा० अम्बेडकर आप 
पर बहुत बिगड़े थे और कहा था कि महासभा को अस्पृश्यों के प्रतिनिधि 
होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है! 

“--आपके इस अन्न से मुझे बड़ी खुशी हुई | डा० अम्बेडकर 
के बोलने का में कुछ खयाल नहीं करता | डा० अम्बेडकर को, जैसे 
हरेक अस्पृश्य को भी, मुखपर थूकने तक का अधिकार है। और वह 
मुभपर थूके तो भी मै हंसता ही रहूँगा | परन्तु मै आपको बताना चाहता 
हूँ कि डा० अम्बेडकर देश के उमी एक भाग की तरफ से बोलते हैं 
जिसमे कि वे रहते हैं। हिन्दुस्तान के दूमरे भागो की तरफ से वे नहीं 


६३ [ लन्दन को चिट्ठी 


बोल सकते | मुझे देश के कई भागों से अस्पृश्यो की तरफ से असख्य 
तार मिले हैं, जिनमे उन्होंने डा० अम्बेडकर को अपना प्रतिनिधि मानने 
से इन्क्रार किया है और महासभा में अपना पूरा विश्वास प्रकट किया 
है | इस विश्वास का कारण है। महासभा उनके लिए जो काम करती 
है उसे वे जानते हैं, ओर वह यह भी जानते हैं कि उनकी आवाज 
सुनाने मे वे सफल न होगे तो उनकी तरफ से मैं उनके सत्याग्रह-युद्ध 
का अगुआ वनूँगा ओर हिन्दुओं के विरोध को, यदि ऐसा कोई विरोध 
हुआ तो, ठरडा कर दूँगा | दूमरी तरफ, जैसा कि डा० अम्बेडकर मॉग 
रहे हैं, उन्हें खास चुनाव का हक दिया जाय तो उससे उस कौम को ही 
बड़ी हानि पहुँचेंगी। इससे हिन्दू जाति दो सशसत्र छावनियों मे बढ 
जायगी और उससे अनावश्यक विरोध ही बढ़ेंगा | 

प्र०--में आपकी वात को समझता हूँ । और इसमे भी सुझे कोई 
सन्देह नहीं कि आप न्यायत, अस्पृश्यो की तरफ से वोल सकते हैं | 
परन्तु, मालूम होता है, आप इस वात पर ध्यान नहीं देते कि ढुयिया मे 
सब जगह सब कोमे अपने लोगों को ही अपना प्रतिनिधि बनाने का 
आग्रह रखती हैं | उत्तर के एकनिष्ठ उदार मतवाले मजदूरो के सच्चे 
प्रतिनिधि बन सकते हैं, परन्ठ वे अपने लोगो में से ही अपने प्रतिनिधि 
भेजना पसद करते हैं। और आपके विरुद्ध जो सबम बड़ी बात है वढ़ 
यह है कि आप अस्पृश्य नहीं हैं | 

उ०-मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ | परन्तु में उनवा प्रतिनिधि 
होने का दावा करता हूँ | इसके यह मानी नही हैं कि में व्यवस्थापिका 
सभाओ में भी उनका प्रतिनिधि बनकर जाऊँगा । किसी तरह नहीं। 


इस्लेंड मे मद्वात्माजी ] ६४ 


व्यवस्थापिका-समा में तो में यही चाहूँगा कि उन्हीं में से कोई उनका 
प्रतिनिधि बनकर आवें; और यदि वे रह जायेंगे, तो में उनके लिए ऐसा 
क़ानून चाहूँगा कि चुने गये सदस्य ऐसे प्रतिनिधियों का क्रानूलन सहयोग 
प्राप्त करें | जब में उनके प्रतिनिश्रि होने की बात कहता हूँ तत में 
गोलमेज-परिपद्‌ के प्रतिनिधि की वात कह्ठता हैँ। और में आपको 
विश्वास डिलाता हूँ कि यदि क्रिसीको हमारे इस दावे से इन्कार हो तो 
में खुशी से मत-गणना का सामना करूँगा और उसमें सफल होऊँगा | 

प्र०--मुसलमानो के बारे में भी आप जो कुछ कहेंगे, उपयु क्त दृष्टि 
से, वह सुनने में भी आनन्द आवेगा | आप यद्द तो नहीं कहते कि जो 
मुसलमान यहाँ हैं व अपनी कौम के प्रतिनिधि नहीं हैं ! 

उ०--बे चुने नहीं गये हैं, और में आपसे यह कहता हूँ कि मैंने सच्चे 
रा्ट्रवाटी मुसलमानों को दूर रहने को कद्दा हे। मैं दो का ही नाम लेता 
हूँ, एक श्री ख्याजा, दूसरे श्री शेरवानी | इन जैसे युवक नेताशओ्रों की एक 
बहुत बड़ी सख्या है| मेरा इनसे परिचय उन्हीं लोगों के जरिये हुआ था 
जो आज महासभा के विरोध में पड़े हुए हैं। ये तरुण नेता कोमी हल 
के खिलाफ़ है । में खुद तो मुसलमानों को जो कुछ भी थे माँगते है देने 
को तैयार हूँ और हिन्दुओं को और सिखों को मेरे साथ सहमत द्वोने के 
लिए समझाने को में आधी रात तक जागा हूँ, किन्द॒ मैं असफल हुआ | 
यदि सिख, छठिखों के द्वारा छुने गये होते और सरकार के पसन्द किये ने 
होते, तो क्या आप खयाल करते हई कि में असफल हुआ होता ? मास्टर 
तारापिंह यहाँ द्ोते। में उनके बिचारों को जानता हैँ; श्री जिन्ना की १४ 
माँगों के सामने उनकी १७ सोगें हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि में उन्हें 


६५, [ लन्दन की चिट्ठी 


समझा लेता, क्योंकि आखिर को वे हाथ मे हाथ मिलाकर काम करने 
वाले साथी ही तो हैं | वतमान परिस्थिति में समझौता करने में यदि हम 
असफल हुए तो क्या यह कोई आश्चर्य की बात है ! इसीलिए वो मैने 
यह कहा कि पहले ही हमारे मार्ग में प्रतिबन्ध डाले गये हैं और अब 
यह कहकर कि शासन-विधान की रचना के प्रश्न का नियणय होने के 
पहले क़ौमी प्रश्न का निर्णय होना चाहिए, हमारे मार्ग में और अधिक 
प्रतिबन्ध मत डालिए, | मै उनसे यह कद्दता हूँ कि हमें यह जान लेने दो 
कि मिलेगा क्या, ताकि उसीके आधार पर मैं इस बेमेल चुने हुए. मंडल 
मे एकता लाने का प्रयत्न करूँ | ईश्वर के लिए. हमारे पास कोई ठोस 
बात होने दो । हमारे धनुष की यह दूसरी डोरी होगी और वह मामले को 
हल करने मे सदद करेगी, क्योकि फिर में उनसे यह कह सकूँगा कि वे 
एक बड़ी क्लीमती चीज़ का नाश कर रहे हैं। परन्तु आज में उनके 
सामने कुछ भी नहीं रख सकता हूँ । मसला हल न भी हो तो मैंने खानगी 
पश्च, न्यायमएडल आदि कई मार्ग सूचित किये हैं | हाल यह हे | 

प्र०- तो इससे क्या में यह समझ लूँ कि आप कौमी प्रश्न को 
अधिक महत्व नहीं देते हैं | 

उ०--मैंने यह कभी नहीं कहा । में यह कहता हूँ कि मुख्य बात 
जिसपर खास जोर देना चाहिए था, उसे इस प्रश्न के द्वारा दब जाने 
दिया गया है| 

सेवॉय-होटल में अमेरिका के पत्रकारों की तरफ़ से गाँधीजी को 
बातचीत करने के लिए आमत्रण दिया गया था और उसके उपलक्ष्य 
में एक निरामिष मोज का आयोजन किया गया था। वहाँ गाँधीजी से 


इम्लेंड में महात्माजी ] ६६ 


सबसे अधिक सीधे प्रएन पूछे गये | भोज सर्वथा निरामित्र था ( उसमें 
मास, मच्छी, अरडे कुछ नहीं ये )। यह इस अवसर के योग्य ब्रात थी; 
और गाभीजी ने इसे सूछुम विवेक का नाम दिया। पत्रकारों ने उनके 
व्याख्यानों की कितनी ग़लत रिपोर्ट भेजी और एक बार तो उनकी ऐसी 
गलती के कारण कैसे उनकी जान पर आ पड़ी थी, यह कहकर उन्होंने 
कुछ मिनटों तक उन्हे आ्रानन्दित किया | उन्होंने उनसे सत्य, सम्पूर्ण 
सत्य और केवल सत्य को दी कहने की सिफारिश की और उनके प्रश्नों 
के जवाब दिये। वे शायद साधारण और सर्व-जनताधाण के हित के 
प्रश्न ही पूछेंगे, ऐसा खयाल होता था; परन्तु वे जिस परिस्थिति में थे, 
उसका उनपर इतना गहरा असर था कि वे इससे बाहर निकल नहीं 
सकते थे । 

प्र०-आ्राप परिणाम भें सफलता की आशा रखते हैं 

उ०--में आशावादी हूँ, इसलिए कभी आशा नहीं छोड़ता । परन्त॒ 
मुझे यह कहना चाहिए कि मसले को हल करने के बारे मे बस्बरद में जो 
ब्रात थी, उससे में कुछ भी आगे नहीं बरढ सका हूँ। उसमे बड़ी 
कठिनाइयाँ हैं| जो वातावरण आ्राज यहाँ पाया जाता है, उसमें सहा- 
सभा की मांगें बहुत बढी हुई गिनी जा सकती हैं, यद्रपि में ऐसा खयाल 
नहीं करता | 

प्र--इस कठिनाई भे से निकलने का कोई उपाय नहीं है ! 

उ०--#ई उपाय हैं। परन्तु जिन लोगों का इनसे सम्बन्ध है ने 
उन्हें मदर करेंगे या नहीं मै यह नहीं जानता | हम लोगो से यह कहां 
गया है कि शासन-विधान का प्रश्न कौमी प्रश्न के इल होने पर आधार 


६७ [ लन्दन की चिद्दी 
रखता है | यह सच नहीं है; और मेरा खयाल है कि इस तरह बात को 
उलटी करके कहने से ही प्रश्न को अधिक कठिन बना दिया गया है 
आर उसे सर्वथा ऊृत्रिम महत्व दिया गया है | और क्योकि इसीको मूला- 
धार बनाया गया है, इसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले पक्षों का खयाल है 
कि उन्हें अपनी मॉगे जितनी वे बढ़ा सके उतनी वढ्ाकर रखनी चाहिए | 
और इस तरह हम बुरी तरह गोल-गोल फिर रहे हैं और सुलह का काम 
आअधिकाधिक मुश्किल होता जाता है | में इन दोनो प्रश्नों में कोई सम्बन्ध 
नहीं देखता हूँ | कौमी प्रश्न इल हो या न हो, भारत स्वतन्त्र होगा ही | 
स्वतन्त्रता प्रात्त करने के वाद वेशक हमारे लिए बड़ा क्रठिंन समय 
आवेगा । परन्तु इस प्रश्न के लिए स्वतन्त्रता रोकी नहीं जा सकती | 
क्योंकि जैसे ही हम उसके लायक होगे स्वतन्त्रता हम मिल जायगी और 
उसके लायक होने के मानी हैं उसके लिए काफी कष्ट उठाना, स्वतन्त्रता 
के कीमती इनाम के लिए उसकी बड़ी क्रीमत देना। परन्तु यदि हमने 
उसके लिए कष्ट नहीं उठाया है, उसकी कीमत नहीं चुकाई है, तो यह 
प्रश्न हल होगा तो भी इससे हमे सदद न मिलेगी | यदि हमने काफी 
कष्ट उठाया है, काफी बलिदान किया है, तो कोई दलौल या सममौते की 
आवश्यकता न होगी । हमने काफी कष्ट उठाया है, इसीका निर्णय 

करनेवाला मे कौन हूँ ! यह समझकर कि हसने काफी कष्ट उठाया है, 

मैं यहा आया और यहा आने के लिए मुक्के जरा भी दुः्ख नहीं है, 

क्योंकि में देखता हूँ कि मेरा काम तो परिषद्‌ के बाहर है । और इसीलिए 

मैं अपना समय भरा हुआ होने पर भी यहा आने को राज़ी हुआ, क्योंकि 

इसे भी में अपने काम का ही एक अज्भ मानता हूँ । 


इंग्लैंड में मह्मत्माजी | ध्ष्द 
प्र०-इस्लैणड के चुनाव के करण अ पका कार्य मुश्किल नहीं 
होगा १ हें 
3उ०--नहीं होना चाहिए. । यदि ब्रिटिश राजनीतिश यह रुमक जायें 
कि हिन्दुस्तान और इस्लैंएड में, अह्िंसात्मक ही क्यों न हो, लड़ाई होने 
पर आर्थिक स्थिति अधिक कठिन हो जायंगी, तो वे 
ब्रिटेन के हित में उनके चुनाव को हमारे प्रश्न को हल करने में वाधा- 
रूप न होने देंगे | उन्हें यह समझे लेना चाहिए कि यदि हिन्दुस्तान 
की साँग पूरी नहीं की गई तो उनके माल का भयद्डर बहिष्कार होगा 
और भारत में उसके शीघ नाश होनेवाले व्यापारी द्वित पर ही ग्रेटब्रिटेन 
को अपना तमाम ध्यान लगाना होगा। इसके बदले यदि दोनों मे 
सम्मानपूर्ण सामेदारी हुईं तो. अपने मामलो को सुधारने का उसे अधिक 
समय मिलेगा । परन्तु हमारे मार्ग मे एक और बड़ी कठिनाई है। जब 
तक बन्दृक से हिन्दुस्तान को कब्ज़े मे रखा जावगा, तबतक ब्रिटिश तचिव 
भारत के भूखों मरनेवाले लोगो; के प्रति अपनी भूखी नजर डालेंगे ही, 
ओर भारत में एक तोला भी सोना-चॉदी रहने तक उसे वहां से खींच 
लाने के लिए नये-नये साथन तैयार करेंगे--दुष्ट बुद्धि से नहीं, परल्तु 
आवश्यकता से मजबूर होकर | क्योंकि जब देश में वेकारी ओर अनब्ादि 
का अभाव हो, और जब किसी जगह से सूद॒द मिल सकती हो, तो, चाहे 
वह दूसरे देश को चूसकर ही क्यों न हो, ऐसे समय में आप राजनी- 
तिशो से न्याय की दराज़्‌ म हरेंक बात को तौलने की और शुद्ध नीति 
के अनुसार व्यवहार करने की आशा नहीं रख सकते । उससे वे भारत 
की मुद्रा को घटानेलढ़ाने जैसे अनेक साधनों. का उपयोग करने पर 


ह्६्‌ [ लन्दन की चिट्ठी 


मजबूर होंगे । इससे कुछ समय के लिए उनका दुःख दूर होगा, परन्तु 
अन्तिम विनाश के आने में अधिक देर न लगेगी | 
गावर स्ट्रीट में हुई भारतीय विद्यार्थियों की सभा में भारतीय वाता- 
वर्ण था | भारत के राष्ट्रीय गीत और वन्देमातरम्‌ हमने यहा पहली 
बार ही सुने | वातावरण अनुकूल था, इससे हमने सभा में ही प्रार्थना 
की । सभा में पूर्ण गौरव और शोभा थी। दूसरी सभा में गोल्ड क्ोस्ट 
ह के एक हृवशी विद्यार्थी ने, एक रूस के विद्यार्थी 
विद्यार्थियों के साथ. एक कोरिया के विद्यार्थी ने और एक ऑंग्रेज़ 
विद्यार्थी ने प्रश्न पूछे थे। और यदि समय होता तो और विद्यार्थी भी 
पूछते | विद्यार्थियों मे सत्य की शोध का भाव था, यह इस सभा की 
विशेषता थी। इसका गाधीजी पर बड़ा असर पड़ा | और उन्होंने अपना 
हृदय खोल दिया और वर्तमान उद्योगप्रधान युग मे आत्मा को हिला 
देनेवाले प्रेम और सत्य के रहस्य के सन्देश दिये | इन दोनो सभाओं 
भे उनको ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह अपने प्रिय पुत्रों के बीच हों | 
बहा उन्होंने यह महसूस किया कि उनको कोई ऐसा सन्देश देना चाहिए, 
जिसे वह अपने हृदय में रखे रहे और उसको अपने जीवन के व्यवद्यार 
मे लावें | इस प्रवचन की ग्रस्तावना के रूप मे उन्होंने सत्याग्रह-युद्ध की 
विशेषतायें बताते हुए बतलाबा कि किस प्रकार महासभा ने दूसरों पर 
प्रह्दर करके चोट पहुँचाने का सदियों पुराना तरीका छोड़कर स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए. स्वय अपने पर प्रह्मर सह लेने का रास्ता इख्तियार क्रिया 
है, और कष्ट-लहन की एक मजिल सै कर लेन के बाद देश ने उन्हें इस 


६७ ५५७ * ७ 


आशा से अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि “भारत ने जो 


इम्लड भे महात्माजी १९७ 


कष्ट सहन किया है, उसका ब्रिटिश मन्त्रियों पर और आमतौर पर 
ब्रिटिश जनता के मन पर काफ़ी असर हुआ है, ओर -इसलिए अब 
दलील, तक, वाद-विवाद और समझौते के लिए. कुछ जगह रही होगी,” 
और इसलिए, किस प्रकार वह भारत में भवड्ढर परिणामवाले उत्पात 
को रोकने के लिए. अपनी शक्ति-भर उपायो का अवलम्बन कर रहें हैं। 
इस सबके बाद जो वाक्य उनके मुँह से निकले, उससे अधिक हृदय" 
भेदक दूसरी बात क्‍या हो सकती है १ 

गोलमेज-परिषद्‌ के बादर वे जो काम कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में 
बोलते हुए उन्होने कहा--“यह हो सकता है कि इस समय जो बीज बोये 
जा रहें हैं, उनके फलस्वरूप अंग्रेजों के दिल नरम 
हो और मनुष्यों का पशु बनना झुक जाय | पञ्ञाब 
मे ऑंग्रेजों के विकराल स्वभाव का मुझे अनुभव हो चुका है । इसके 
सिवा पन्द्रह बच के अनुभव और इतिहास द्वारा अन्यत्र भी ऐसी ही 
बातों के होते रहने का परिचय मुझे मिल चुका है। मेरा यह संकल्प है 
कि में अपनी शक्ति-भर सब प्रकार के उपायों से इस प्रकार की आपदाओं 
की पुनरावृत्ति को रोकू । मेरे अपने देशबन्धुओं को कष्ठछों से बचाने की 
अपेक्षा मानव-स्वभाव को पशु-स्वभाव बनने से रोकने की मुझे अधिक 
चिन्ता है। अपने देशबन्धुओं के कष्टों को देखकर तो मैं कई ब्गर 
हषोन्मत्त हो गया हूँ । मै जानता हूँ कि जो लोग स्वेच्छा से कष्ट सहन 
करते हैं, वे अपने को ओर समस्त म्ानव-जाति को ऊँचा उठाते हैं, किन्त 
में यह भी जानता हूँ कि जो लोग अपने विरोधी फर विजय प्राप्त करने 
अण्या दुर्बल राष्ट्रो अथवा निर्बेल मनुष्यों को लूटने के हृताश-जन्+ 


एक आशा 


१०३१ [ लन्दन की चिहद्दी 


प्रयत्न मे पशु-समान बन जाते हैं, वे न केवल स्वय ही गिरते हैं, प्रच्युत्‌ 
सानव-समा न को भी गिराते हैं। और मनुष्य-स्वभाव को पतित हुआ 
देखने मे मुझे अथवा अन्य किसीको आनन्द हो नहीं सकता। यदि हस 
सब एक ही प्रभु के पुत्र हैं, और यदि हम सबमे एक ही ईश्वर का अश 
है, तो हमे प्रत्येक मनुष्य के--फ्िर वह सजातीय हो अथवा विजातीय-- 
पाप का भागीदार होना ही चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किसी 
सनुष्य के हृदय में पाशविक वृत्ति को जगा देना कितना अप्रिय एवं 
दुःखद कार्य है, तब फिर ऑँग्रे जों मे, जिनमे कि मेरे अनेक मित्र हैं, इस 
वृत्ति को जगाना तो और भी कितना अधिक दुःखद होगा १ इसलिए मै 
जो प्रयत्न कर रहा हूँ, उसमे आपसे हो सके उतनी सहायता करने की 
मै आपसे याचना करता हूँ। 

“भारतीय विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस ग्रश्न का पूरी तरह 
से अध्ययन करे | यदि सत्य और अहिंसा की शक्ति पर आपका सचमुच 
विश्वास हो | तो ईश्वर के नाम पर इन दोनो 
को--केवल राजनैतिक क्षेत्र मे ही नहीं-- 
अपने दैनिक-जीवन में प्रकट करें, और आप देखेंगे कि इस दिशा में 
आप जो-कुछ भी करेंये, उससे मुझे आन्दोलन मे मदद मिलेगी। यह 
सम्भव है कि आपके निकट सम्पर्क में आनेवाले अंग्रेज स्री-पुछष ससार 
को यह विश्वास दिलावें कि मारतीय विद्यार्थी जैसे मले और सत्यनिष्ठ 
विद्यार्थी उन्होंने कमी नही देखे | क्या आप नहीं समझते कि इससे हमारे 
देश की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ जायगी? सन्‌ १६२० की महासभा 
के एक प्रस्ताव में आत्म-शुद्धि! शब्द आये थे | उसी क्षण से महासमा 


तन 


विद्यार्थियों के लिए काम 


इस्लेंड में मद्ात्माजी १०२ 


क्रो यह अनुभव हुआ कि हमें अपने आपको शुद्ध करना है | हमें आत्म- 
बलिदान के द्वारा शुद्ध बनाना है, जिससे कि हम स्वृतस््रता के अधि- 
क्रारी बन सके और ईश्वर हमारे साथ रहे । यदि ऐसा हो तो प्रत्येक 
भारतीय, जिसके जीवन से आत्म-वलिदान की शिक्षा मिलती हो, ब्रिना 
कुछ अन्य कार्य किये स्वदेश की सेवा करता है। यह मेरे मत से मद्दा- 
सभा के स्त्रीकृत माधन की शक्ति है । इसलिए स्वतन्त्रता के युद्ध में 
यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी को इसके सिवा और कुछ अधिक करने की 
आवश्यकता नहीं कि वह स्त्रयं शुद्ध हो और अपने चरित्र को आज्तेप 
अश्रवा सन्‍्देद्र मे ऊँचा उठाये ।”? 

पाठक देखेंगे कि गाँत्रीली को इमारे आत्म-बलिदान-रूपी बहती 
गंगा की काँकी अधिकाविक होती जाती है, और कोई समा ऐसी नहीं 
होती कि जिसमें वे अपने हृदय के गम्भीर गहर में सुनाई देनेवाली मात्रा 
तफ़ान की गजना श्रोताओं को न सुनाते हों | 

( नेशनल लेवर क्वव की ओर से की गई स्वागत-समभा में गाँधी नी 
से पूछा गया )--क्या आय लड़ाकू राष्ट्रवादी को प्रवृत्ति प्रकट नहीं 
करते ? और क्या आप नहीं समझते क्रि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए, दस 
लाख प्रा्गों का बलिदान कर देना खतरनाक आदर्श होगा ! 

उ०--मैं नहीं समझता कि झपने निम्र के जीवन का बलिदान 
करना कोई खतरनाक आदर्श है, और इन बहुमूल्य प्राणों का बलिदान 
ते! वह देश करेगा, जिसे जबरदस्ती अनिवार्य 
रुप से शब्रत्वाग करना पढ़ा है। आपको वह 
स्मरण रखना चादिए कि सारत अरदिंसा के लिए प्रतिनावद दे और 


आज़ादी का मल्य 


१०३ ( लन्दन की चिह्धी 


इसलिए, किसी दूसरे के प्राण लेने का वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है | हम 
अपने प्राणों को इतना सस्ता या फालतू नहीं समझते कि हर किसी 
न-कुछ चीज के लिए उन्हे गँवा बैठे; किन्तु साथ ही हम अपने प्राणों 
को स्वय स्वतन्त्रता से महँगा नहीं समझते, इसलिए यदि हमें दस लाख 
प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हम कल ही करने को पैयार होंगे 
और इसपर आकाश मे से ईश्वर यही कहेगा--शाबासु, मेरे पृत्रो, 
शाबास !? हम अपनी स्वतन्त्रता प्रात्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे 
विपरीत आप साम्राज्यवादी प्रकृति के लोग हैं। आपको दूससें को 
भयभीत करने की आदत पड़ी हुई है। भूतपूव जनरल डायर से जब 
हरटर-कमीशन ने पूछा, तो जवाब में उसने कहा था--“हां, मैंने यह 
भयभीतपन--आतड्ु--जान-बूककर पैदा किया था |” मैं यहाँ यह कहना 
चाहता हूँ कि यह आतड्ढ दिखाने की शक्ति अकेले डायर में न थी। हम 
इस क्रिया को उलटकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में अपने-आप को 
चलिदान कर सकते है। यदि ब्रिटिश राष्ट्र की इज्जत के रक्षक आप लोग 
इस अनथ से उसे बचा सके तो इसे बचाना आपका धर्म है। 

प्र>-- क्या आपको स्वतन्त्रता देना हमारी भूल न होगी ! 

उ०--मेरा खयाल है कि यदि आप किसीको स्वतन्त्रता दें तो 
आपकी भूल होगी और इसलिए क्ृपाकर यह स्मरण रुखिए कि मै 
स्वतन्त्रता की भिक्षा मॉगने नहीं आया हूँ, प्रत्युत्‌ पिछुले वर्ष के कष्ट- 
सहन के परिणाम-स्वरूप आया हूँ | और इस कष्ट-सहन के अन्त में ऐसा 
अवसर आया, जिससे हम भारत छोड़कर यहाँ यह देखने के लिए 
आये हैं कि हमने अपने कष्ट-सहन द्वारा ओंग्रेज़ों के सन पर कप्फी असर 


इग्लैंड में महात्माजी ] १०४ 


डाला है या नहीं, जिससे कि मैं सम्मानपूर्ण समभौते के साथ जा सकूँ | 
किन्तु यदि मैं किसी सम्मानपूर्ण समझौते के साथ जाऊँ, तो मैं इस 
विश्वास के साथ नहीं जाऊँगा कि मुझे इस राष्ट्र सें कोई दान मिला 
है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को स्वतन्त्रता का दान नहीं दे सकता । 
वह तो अपना खून देकर ही प्रात्त करमी अथवा ख़रीदनी पड़ती है, 
और में समझता हूँ कि जो क्रिया सन्‌ १६१६ से अपने आप चल 
रही है उसमें हम अपना खून काफी दे चुके हैं। किन्तु यह हो सकता 
है कि ईश्वर की कृपालु दृष्टि में ग्रभी ऐसा प्रतीत होता हो कि आत्म- 
शुद्धि की क्रिया में हम अभी पूरे नही उतरे | अतः मै यहाँ इस बात की 
साक्षी देता हूँ कि जबतक कोई भी श्रेंग्रेज भारत में शासक की तरह 
रहना अस्वीकार न करेगा, हम आत्म-बलिदान की इस क्रिया को बराबर 
जारी रखेंगे | 

प्र०--कह्या जाता है कि लाड इविन ने सेण्ट्रल-हाल मे भाषण देते 
हुए कहा था कि वह जानते थे कि आप पूर्ण स्वराज्य का आग्रह न 
करेंगे | क्या यह बात ठीक है ! * 

उ०--पहली बात तो यह है कि में नहीं जानता कि लाड इर्विन के 
जिस भाषण की बात कही जाती है, वह उन्होंने दिया भी या नहीं। 
दूसरे, मुझे लाड इविन की ओर से बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं 
है। यह प्रश्न तो उन्हींसे पूछा जाय तो अच्छा हो। किन्तु मैने लाड 
इविन से यह कभी नहीं कहा कि-मैं पूर्ण स्वतन्त्रता का आग्रह नही 
करूँगा | इसके विपरीत, यदि मेरी स्मरणशक्ति मेरा अच्छी तरह साथ 
देती हो, तो, मैंने उनसे कहा था क्रि मैं पूर्ण स्वतत्रता का आम्रह्न करूँगा, 


१०५ [ लन्दन की चिट्ठी 


और मेरे लिए इसका यह अर्थ नहीं कि अंग्रेज नौकरों की जगह भारतीय 
नौकरों द्वारा शासनकार्य चलाया जाय । मेरे मत से पूर्ण स्वतंत्रता का 
अर्थ है राष्ट्रीय सरकार | 

प्र०--अरेग्रेजी फौज रखने के साथ आप पूर्ण स्वतंत्रता का मेल 
किस तरह मिलाते हैं ! 

उ०--अ्रेंग्रेज सेना भारत में रह सकती है और यह निर्मर है दोनो 
सामेदारो की परस्पर की योजना पर | इससे एक मर्यादित समय तक 
भारत का हित होगा, क्योंकि भारत को नपुंसक बना दिया गया है, और 
ऑँग्रेज सेना अथवा अधिकारियों का एक अश राष्ट्रीय सरकार की 
नौकरी में रखा जाना जरूरी है। मै साक्ेदारी की हिमायत करूँगा, ओर 
फिर भी इस सेना के रखे जाने की भी हिमायत करूँगा | 

प्र०--स्वतंत्र भारत की बात करते हुए आप बाइसराय की कल्पना 
करते हैं या नहीं ! 

उ०--वाइसराय रहेगा या नही, यह प्रश्न दोनो दलों को मिलकर 
तय करने का है । अपनी ओर से तो में वाइसराय के रखे जाने की 
कल्पना नही करता | किन्तु भारत मे एक ब्रिटिश एजेण्ट के रखे जाने 
की कल्पना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों ने कई हित-सम्बन्ध 
स्थापित किये हैं, जिन्हे में कष्ट नहीं कहना चाहता, इसलिए इन हित- 
सम्बन्धों की हिमायत करने के लिए ब्रिटिश एजेए्ट की आवश्यकता 
होगी, और जब कि वहां ऑग्रेज-सैनिकों और अफसरों की सेना होगी, तब 
में यह नहीं कद्द सकता कि नहीं, यहां ब्रिटिश एजेश्ट नहीं रह सकता। 
और नरेशो का भी प्रश्न है, में इसका निश्चय नहीं कर सकता किये 


इग्लेंड में महात्माजी ] १०६ 


ह 


राजा लोग क्या करेंगे, और इसलिए, में नहीं कह सकता कि मेरी कल्पना 
की योजना में ब्रिटिश एजेए्ट--फिर उसे वाइसराय कहा जायया गधर्नर- 
जनरल, होगा ही नहीं । किन्तु में उसकी हिमायत इस तरदद करूँगा, कि 
इस सामेदारी की यह शर्त है कि सम्पूर्ण समानता के सिद्धान्त पर दोनों 
में से जो चाहे कोई भी पक्त उससे अ्रलग अथवा मुक्त हो सकता है। में 
ऐसी स्लेट पर लिख रहा हूँ, जिसपर से मुझे बहुत-सी बाते मिद्ा देनी है। 

प्र०--ऐसी साकेदारी से कौनसे समान हित साथे जा सकते हैं ! 

उ०--इस सामेदारी से जो समान-हित साधा जानेवाला है। वह है 
पृथ्वी पर की जातियों की लूट को रोकना। यदि भारत इस लूट के 
अभिशाप से मुक्त हो सके, जिनके नीचे कि वह वर्षा से कुचला जा रहा 
है, तो उसका यह धर्म हो जायगा कि बह इस लूट को सदैव के लिए. 
बन्द करवा दे | सच्ची सामेदारी से दोनों को लाभ होगा । यह सामेदारी 
ऐसी दो जातियों में होगी, जिनमें एक अपनी मर्दानगी, बहादुरी, साहस 
और अनुपम सगठन-शक्ति के लिए, प्रसिद्ध है, जिसकी सस्कृति का कोई 
मुक्काविला नहीं कर सकता और जो स्वय ही एक महाद्वीप है । इन दो 
राष्ट्र की साझेदारी के परिणाम में दोनों का हित और मानव-जाति की 
भल्ताई हुए बिना रह नहीं सकती । 

9 ] 0 6 

गॉधीजी का परिपद्‌ के बाहर का कार्यक्रम मै ज़रा विस्तार के साथ 
यहाँ देता हूँ, क्योंकि उनका और उसी तरह मेरा भी विश्वास है कि उनका 
सबसे महत्व का काम इन परिचयों और खानगी बातचीतों तथा सब्र वर्ग 
और श्रेणी के लोगों के साथ के विशुद्ध सम्भापणों द्वारा हो रहा है। 


१०७ 


[ लन्दन की चिह्छी 


भारत की तरह यहां भी गाँधीजी का एक-एक क्षण देश के लिए अर्पित 
है । और इनके जितना परिश्रम कदाचित्‌ कोई भी नहीं करता | उनके 


चौबीमों घस्टे का विवरण इस प्रकार हैः- 
रात के १ बजे किम्सली-हॉल पहुँचना 
9. रैड४ यज्ञार्थ १६० तार सूत कातना 
9. ९४४० डायरी लिखना 
9 ९ से ३-४५ सोना 
». है४५ से ५ उठकर प्रार्थना करना 
सुबह +से ६ सोना 
७9 छिसे ७ घूमना और धूमतें हुए बातचीत 
» ७से८ प्रातःकर्म और स्नान 
७». से ८-३० पहला खाना 
» ८-३० से ६-१५. किंगसली हॉल से नाइट्सब्रिज 
५ ६-१५ से १०-४५... एक पत्रकार, एक कलाकार, एक सिख 
प्रतिनिधि और एक व्यापारी के साथ बातचीत 
9. ९०-४४ से ११ सेण्ट जेम्स को जाने में 
» * से १ सेण्ट जेम्स में 
9. | से २-४४ अमेरिकनो के भोज में 
9». है से ४-३० मुसलमानों के साथ 
५ ४०३० से ७ भारत मन्त्री के साथ 


७ से७- ३० 


प्राथना और सन्ध्या के खाने के लिए घर 
जाना 


इग्लैंड में महात्माजी ] श्ग्द 


रात के ८ से ६१०... मद्निषेध के कार्यकर्ता की परिषद्‌ में भारत 
के मद्निषेध के प्रश्न के बारे में बातचीत 
9 द१० नवाब साहब भोपाल का मिलने के लिए 
सिडकप को जाना 
किंगसली-हॉल वे कब पहुँचेंगे कोई नहीं जानता है। परन्तु १ बजे 
के पहले कभी नहीं पहुँचते | यह भी मुझे कहना चाहिए कि यह एक 


साधारण दिन है। यह उग्र तपस्या है। शरीर यह कबतक सहन कर 
सकेगा | 


प्वच हाउस? मे योक के आकबिशप की अध्यक्षता में हुई सभा में, 
जिसमें इग्लैण्ड के मुख्य पादरी और दूसरे चच्च के अधिकारी भी थे, 
गॉधीजी ने कह्ा--'मे तमाम श्रेंग्रेज्ञों से मारत के मामले 
का अव्ययन करने को कहता हूँ और यदि उनको यह 
मालूम हो कि मेरी स्थिति वाजिब है तो उन्हें मोलमेजु-परिषरद्‌ कों सफल 
परिणामी बनाने में जितनी भी वे कर सके संदद करनी चाहिए | लेकिन 
मुझे कोई आशा नही दिखाई देती । लार्ड सेंकी समय बिता रहे हैं और 
आज न हम सफलता के निकट पहुँचे हैं और न इस बड़े मुद्दे के नजदीक 
ही पहुँचे है कि, 'भारत सम्पूर्ण स्वतन्त्रता पानेवाला है या नहीं। वह 
सेना, राजस्व और वैदेशिक नीति पर अपना अधिकार पायेगा या नहीं?! 
हम लोगों ने इन बातो का विचार तक नहीं किया है | हम लोग महत्त्व 
मे दूसरे दर्जे की और तीसरे दर्जे की बातों पर चर्चा करने में ही समय 
खच्च कर रहे है | कोमी सवाल का, जो यह कहा जाता है कि प्रगति का 
रास्ता रोके हुए है, इस तरह उपयोग नहीं होना चाहिए था” 

एक मित्र से उन्होंने कह्य--“"मैं ऐसी दीवाल से सर ठकरा रहा' हूँ, 
जहाँ कोई रास्ता नहीं है |”? 


पर्तु-स्थिति 


में महात्मानी ] २१० 


प्र०-- क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं हैकि आज आप एक 
बिचार की एक बड़ी मजबूस सस्था के प्रतिनिधि हैं, फिर भी आप सयुक्त 
भरत के नेता नहीं हैं !” 

उ०--मे नहीं हूँ ॥ परन्तु इसका कारण यह है कि यहाँ ऐक़्य होना 
अश्रम्भव है। क्या आप यह नहीं देखते कि यह परिषद सश्कार के चुने 
हुए लोगों से भरी हुईं है ! पद्रि हमे हमारे प्रतिनिधि चुनने को कहा 
जाया होता तो मैं सबका प्रतिमिषि बनता और सबकी तरफ से बोल 
सकता था | बेशक शजाओं की तरऊक से नहीं। राजा लोग सरकार की 
कृपा से जीते हैं इसलिए वे सरक्वार के आश्रितों की हैतिग्रत से ही बोल 
सकते हैं। और आज मुसलमान भी, जो कुछ दिन पहले किसी भी शर्त 
'पर ब्रिटिश सम्बन्ध को स्त्रीकार करने के लिए तैयार न थे; दाज्यमक्तों से 
सी बढ़कर बाते कर रहे हैं |” 

प्र०-- दो, क्या 'डेली हेरल्ड” ने जो कहा वह सक्षी है ?” 

उ०-- नही, मेरे खत में प्रधानमन्त्री यह ठीक कहते हैं कि 
सरकार विचारपूर्वक प्ररिप्रद्‌ को तंड़ डालने का प्रयत्न नहीं करती है | 
'परन्तु सम्भव है उन्हे उसे जल्‍्की पूरा करना प्रडे, क्योंक्रि सभ्यता के 
लिए भी वे इस प्रीड़ा का अिक दिनो तक यो ही नहीं चलने दे सकते 
हैं। बह प्रीज् से कुछ कम नहीं है | हम ऐसे मुदओ पर वाने ही-बातें कर 
"रे हैं, जो मुख्य विषय का स्पर्श भी नहीं करते । जब क्रि हम यही नहीं 
जानते हूँ कि हमारे प्रास ज्ग्रा धन होगा, हमारा अधिक्रार क्ष्या होगा 
और कितनी सेना का खर्च हमे देना हागा, तब सघ-शासनत्न्ध और 
आन्तिक सरकारों से अभ्रत्तिमाय करने का क्या उपग्रोग हो सकता है !” 


१११ [ लन्दन की चिट्ठी 


मेरे ख़बाल मे वस्त॒ुस्थिति का यही ठीक वर्णन है। गोलमेज-परि- 
घदू में उन्होंने यह बात अच्छी तरह स्पष्ट की थी। संघ-विधायक-समिति 
में बड़ी अदालत की चर्चा में उन्होंने इस प्रश्न को पूरा-पूरा स्पष्ट कर 
दिया । उन्होंने चेतावनी दी कि अब उस पुराने रास्ते को छोड़ दीजिए--- 
हमेशा राष्ट्र की भाषा और जैसा कि आज हो रहा है भारत बड़ी-ड़ी 
तनख्वाहे दे और उसके गरीब लोग भूखो मरे--इस प्रकार के विचार 
छोड़ दीजिए. | नाम कैसा भी अच्छा क्यों न हो, महासभा ऐसी किसी 
ज्यवस्था से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रख सकती, जिसमें किंसी 
भी रूप मे और किसी भी प्रकार से ब्रिटिश कब्ज़ा और ब्रिटिश आधिपत्य 
को मान लिया गया हो। यदि आप सचमुच ही कुछ करना चाहते 
हैं तो आपको स्वतन्त्र भारत की परिभाषा में विचार करना चाहिए। 
भारत में अपनी स्वतन्त्र अदालत हो, उसमे जो न्यायाधीश हों उन्हे वह 
श्रपनी शक्ति के अनुसार तनख्वाह दें सकें और उसके लोगो की स्वतन्त्रता 
की रक्षा के सच्चे साधनहो। यह, जेसा कि ला्ड सेकी ने कहा, 
महल का और निर्भक्र! भाषण था। इससे वायुमएडल स्वच्छु होना 
ही चाहिए | उससे लोग विचार करने लगेंगे; कम-से-क्म वें लोग जो 
लाड सेकी की तरह ऐसे शख्स से, जो 'उसे क्या चाहिए जानता है,? 
खरी बात सुनना पसन्द करते हैं | इस बीच महासभा और उसके प्रतिनिधि 
को बदनाम करने के लिए अवम प्रचार-कार्य किया जा रहा है। 
पंडित जवाहरलालनी ने युक्तप्रान्त की स्थिति के वर्णन का एक लम्बा 
तार भेजा है। जवाब में गॉबीजी ने ठीक ही कहा है कि पंडितनी बिना 
किसी हिचकिचाहट के परिस्थिति के उपथुक्त जो-कुछ आवश्यक हो कार्य 


इंग्लैंड मे मह त्माजी ] श्श्र 


कर सकते हैं; क्योकि यहाँ कोई आ्राशा नहीं है। स्वार्थ-साधु पत्र भल्े- 
बुरे किसी भी जरिये से ऐसे समाचार जान लेते हैं और फिर उसको 
भयडुर रूप से विकृत करके छापते हैं; जैसे कि 'मि० गाँधी, जवाहरलाल 
को सविनय-मेंग का युद्ध शुरू करने को लिखते हैं|” इसी तरह 
पायोनियर ने यह बे-पर की उड़ाई थी कि 'गाँधीजी मुसलमानों को रुपया 
देकर असहयोग के आन्दोलन में साथ देने को ललचा रहे हैं | 


लाड रोचेस्टर की अध्यक्षता में मद्यनिषिध के कार्यकर्ताओं की जो 
सभा हुईं वह भी बड़ी महन्व की थी। ऐसा मालूम होता था कि तीन- 
थनिदेध सौ मित्रों मे से प्रत्येक मित्र ने भारत के अनिच्छुक 
लोगों को मद्यपी कर देने मे इस्लोेंड का कितना बड़ा 
अपराध था, यह बात समझ ली थी। गाँधीजी ने कहा-- “ससार में ऐसा 
कोई देश नहीं है, जो सरकार के खिलाफ होने पर भी मद्मनिषेध का 
प्रयत्न कर “रहा हैं, जहां आमलोगों का बड़ा हिस्सा मच्ननिषषेध के लिए 
पुकार उठता हो और सरकार उसका इन्कार करे, और जहा सब प्रकार 
के गुप्त उपायो से मद्मपान को प्रोत्ताहन दिया जाता हो ।” और भाषण 
के अन्त में गाँधीजी की जो प्रशशा की गई उसपर से शअ्रगर में कुछ 
अन्दाज लगा सके तो, में कह सकता हूँ कि वे बात को फौरन ही समझ 
गये थे, ऐसा मालूम होता था । गांचीजी ने कह्ा--महसूल का सवाल 
नही ते| मद्यनिषेध का प्रश्न हमारे लिए अत्यन्त सरल है” और उन्होने 
समक लिया कि भारत के लिए उसके अर्थ पर उसका कब्जा होना 
कितना आवश्यक है, जिससे कि वह अपने बजट के दोनो पहलू बराबर 
कर सके और मद्यनिषेध भी कर सके | 


जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, सरकार मे परिवर्तन हो जाने से, 
हमारे लाभ-हानि में कोई अन्तर नहीं पड़ता | हमे यह न भूल जाना 
चाहिए कि भारत के इतिहास मे कभी न सुने गये 
घुणित-से-बुणित अत्याचार--जख्रियो पर लाठियो के 
प्रहार तक--मजदूर सरकार के शासन मे ही हो चुके हैं। अनुदार दल 
के शासन में इससे बदतर और क्या हो सकता है ! क्‍या गोली-बारूद 
का खुलकर प्रयोग होगा १ लाठियों के कायर-प्रहार से तो यह कही 
अधिक स्वच्छु ओर सीधा मार्ग होगा । 

पालमेंट के इस भयमीतपने के चुनाव अथवा एक महिला के शब्दों 
में, 'सबसे पहले हिफाज़त' ( 59/९८८ए 775६ ) के चुनाव और इस्लेंड 
तथा यूरोप के आथिक संकट का कुछ विशेष अर्थ है, जिसे सर विलियम 
ल्ेटन ने सुन्दर शब्दों मे इस प्रकार रखा है--“किसी भी देनदार या ऋणी 
राष्ट्र के लिए अब यह सम्भव नहीं रह गया है कि वह अपने ही प्रयत्न से 
कर्ज की अदायगी कर सके | लेनदार देशों को यह निश्चय करना चाहिए 
कि वे अपना लेना माल के रूप मे लेने के लिए तैयार हैं, अथवा कर की 
रकम घटाना अधिक पसन्द करते हैं। यदि प्रत्येक राष्ट्र केवल आया सनक 


चुनाव का असर 


इस्लेंड में: महात्माजी | ११४ 


रोकने के लिए ही अपने-अपने प्रतिबन्ध लगावे, तो धीरे-धीरे चारों ओर से 
निर्यात बद हो जायगा और अत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय अपग हो जायगा। 

दूसरे लेखक ने चुनाव के परिणाम का विश्लेषण इस ढंग से किया 
है कि भारतवासी उसे आसानी से समझ सकेंगे --“जॉल बुल को विश्वास 
दिला दीजिए कि उसके देश पर कोई वास्तविक भयड्डर खतरा मंडरा 
रहा है; एक बार उसे यह विश्वास हो जाने दीजिए, कि उसकी बचत 
का जब्त कर लेने और बैंक आफ इस्लेंड (जो उसके लिए अचल दुर्ग है) 
की जड़ उखाड़ने और इसलिए उसके आश्वासन, आधिक रक्षा, 
आशिक प्रगति की सब आशाओं पर पानी फेरने के लिए. कोई दुष्ट 
शक्ति काम कर रही है, तो जॉन बुल अपनी सारी शक्ति लगाकर उठ 
खड़ा होगा, और एक बार फिर दुनिया को विस्मय में डाल देगा ।” 

भारत इस पत्यक्ष उदाहरण से शिक्षा लेना न चूकेगा। भारत में 
दूसरा प्रश्नन उपस्थित होने १र--जिसके कि शीघ्र होने की सम्भावना 
हे--यदि हम चाहे, तो जॉन बुल को आसानी से भयकर खतरे का दर्शन 
करा सकते हैं, और उस समय वह फिर अपने मन्त्रियों से भारत के साथ 
सुलह करने के लिए कहकर ससार को विस्मित कर देगा | 

आक्सफोर्ड मे कुछ विद्यार्थियों ने एक प्रश्न यह पूछा था -- हिन्दू 
सयुक्त निर्वाचन क्यों चाहते हैं !” उत्तर में ( श्रोताओं के अद्ृद्स्य के 

| बीच ) उन्होने कहा-'क्योकि वे सूखे हैं। पृथक्‌ निर्वाचक 

मूल हिन्दू भदुडल देकर वे मुसलमानों का सब जोश एकदम उतार 
सकते हैं और पए्थक्‌ निर्वाचन में हो न हो कुछ बुरी बात तो नहीं है इस 
असमझस मे उन्हें डाल दे सकते हैं |” 


११७ [ लन्दन की चिट्ठी 

एक अंग्रेज विद्यार्थी ने पूछा--“आप शराब पीनेवालो के अति 
इतने अनुदार क्यो हैं !” 

उ०--'इसलिए कि इस अभिशाप के असर से पीड़ित लोगो के 
प्रति मैं उदार हूँ |” 

कई लोगों को इस वात का आश्रय है कि वे इतने विचित्र कामो 
में सुबह से लेकर आधी-रात तक अपने दिमाग़ को आवेश से मुक्त 
रखकर अपने-आपको किस प्रकार असन्न रख सकते हैं। श्रीमती यूस्टेस 
माइल्‍्स ने पूछा--'क्या कभी आपको चिड़चिड़ापन सूझता है १” 
गांधीजी ने उत्तर दिया--'मेरी पत्नी से पूछो | वह तुम्हें ववलायगी 
कि दुनिया के साथ तो मेरा वर्ताव बड़ा अच्छा रहता है किन्दु 
उसके साथ नहीं।” इस विनोदपूर्ण उत्तर को सराहते हुए श्रीमती 
माइल्‍स ने कहा--'मेरे पति तो मेरे साथ बढ़ा अच्छा बर्ताव 
करते हैं।” 

प्रत्युत्तर मे गाधीजी ने कहा--“विब मेरा विश्वास है कि श्री माइल्‍स 
ने त॒म्हें गहरी रिश्वत दी है ।? 

प्र०--क्या चरखा मध्ययुग का औज़ञार नहीं है ?” 

उ०--“भध्ययुग में हम वहुत सी ऐसी बाते करते थे, जो सवंथा 
बुद्धिमानीपू्ं थी। किन्तु यदि हममे से अधिकांश ने उन्हें छोड़ दिया 
तो मुकपर मेरी बुद्धिमत्ता का आज्तेप क्यों करते हो ? वह औज्ञार कितने 
ही मध्ययुग का क्यों न हो, किन्द अपने दरिद्र आमवासियों की आय में 
इसके द्वारा ५० प्रतिशत वृद्धि करते हुए मुक्के ज़रा भी लजा प्रतीत नहीं 
होती | महायुद्ध के समय आप लोगों ने आलू की खेती की और लितियम- 


रच 


$ 
| 


इस्लेंड में महात्माजी | ११६ 


क्लब की शौक्ीन-मिजाज़ रमणियों ने पुरुषों को सादे सूई और डोरे से 
सैनिकों के सोने के समय की पोशाक सीने के लिए. आममन्त्रित किया 
था| क्या वे -बातें मध्ययुग की न थीं? मैंने तो यह मध्ययुगीन-युक्ति 
लिसियम-क्लब की युवतियों से सीखी है |”? 

किन्ठु जिस प्रकार पिछला सत्याग्रह आन्दोलन इतना अकस्मात॑ 
और इतना अचानक उठ खड़ा हुआ, उसी तरह गांधीजी कई बार 
प्रसंग आने पर चमक उठते हैं और ज्वाला के रूप में फट पड़ते हैं। 

प्र०--स्वराज्य के मार्ग मे मुख्य विष्न क्या है ! 

उ०--“ब्रिटिश अधिकारियों के अधिकार छोड़ने की अनिच्छा, 
अथवा अनिच्छित हाथों मे से अपने अधिकार धरा लेने की हमारी 
अयोग्यता ही मुख्य विष्न है। आपकी इस बात का 
खेद है कि मेंने आपका मनचाह्य उत्तर नहीं दिया | 
में आपको यह बात समझा देना चाहता हूँ कि हमसे कितना ही अनैक्य 
होने पर भी हम अधिकार छीन ले रुकते हैं श्रोर जिन लोगों को 
अधिकार छोड़ना है, थे राजी-खुशी से छोड़ने को तैयार हो जायें तो 
हमारा अनैक्ष्य तुरन्त मिट जायगा | आप कहते हैं कि अंग्रेज तो तटस्थ 
प्रेज्षक हैं। किन्तु मैंने तो मारत-सरकार पर फचर की तरह आड़ लगाने 
और ब्रिटिश सरकार पर अपने मनचाहे लोगों की कान्फ्रेस अथवा 
परिपद्‌ बुलाने का आक्षेप लगाने की घुष्टता की है। विवेकशील 
मुसलमानों के साथ मिलकर महासभा ने साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय 
की अपनी योजना तैयार की है। किन्तु यदि दुर्भाग्यवश अधिक-संख्यक्र 
मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा करनेवालें कुछ मुसलमान सद॒ष्ट 


स्वराज्य में बाघा 


११७ [ लन्दन की चिह्ढी 


नही हैं, और इसलिए यदि सरकार यह कहे कि हमारे गले में बाधी हुई 
जज्जीर को बह बेँधी ही रखेगी, तो मेरा कहना है कि हम एकसाथ एक 
ही प्रहर से इस जल्लीर और अनैक्य दोनो के ही टुकड़े-ठुकड़े कर 
डालेंगे ।” इसके बाद कामनवेल्थ आफ इण्डिया लीग के स्वागत के 
अवसर पर उन्होंने कहा :-- 

“सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि श्रेंग्रेज लोग भारत से अलग 
हो जायें । जिस तरह इंसलेंड कर रहा है, उसी तरह भारत को अपने 
घर की व्यवस्था या कुब्यवस्था करने दे | किन्तु भारत में श्रेंग्रेज जेलर 
की तरह बनकर भारतवासियों को नेकचलनी के नियम सिखाते हैं, 
ओर भारत एक विस्तृत जेंलखाना बन गया है। अच्छा हम अपना 
हिसाब बतावेंगे और आप को भी अपना हिसाब बताना होगा। 
आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इस अपग्राकृतिक 
अथवा अश्रस्वाम्विक सम्बन्ध का अन्त कर दे। यदि ईश्वर की 
ऐसी ही इच्छा हुई, तो हम आपके अनिच्छिव हाथों से स्वतन्त्रता 
धरवा लेँगे। मैंने ख़बाल किया था कि हम लोगों ने काफी कष्ट सहन 
किया है, किन्तु मैं देखता हूँ कि हमारा कष्ट-सहन इतना व्यापक और 
वास्तविक नही है, जिससे कि उसका असर हो सके, इसलिए मुझे भारत 
जाकर अपने देशवासियों से गतवर्ष की अपेक्षा अधिक उग्र श्रप्नि- 
परीक्षा में से गुजरने के लिए. कहना होगा | चठगाव और हिंजली की 
घटनाएँ मेरे भारत लौटने के लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह काफी चेतावनी 
है। किन्तु मुझे घैय रखना और अपने क्रोध को दबाना चाहिए। कभी- 
कभी मुझे अपने पर बेहद क्रोध आता है; किन्तु मैं इस शत्रु से अपना 


इस्लेंड में महात्माजी ] श्श्प 


छुटकारा पाने की प्रार्थना मी करता हूँ और ईश्वर ने मुझे अपना क्रोध 
दबाने की शक्ति दी है। किन्तु क्रोध हो वा न हो, मैं इग्लेड अकस्मात न 
छोड्टेंगा । मैं प्रतीज्ञा करूँगा, देखूँगा और प्रार्थना करूँगा | किन्तु अन्त 
में यदि गोलमेज-परिषद्‌ टूट जायगी, तो हमें क्या करना होगा, यह मैं 
जानता हूँ । मैं जानता हूँ कि हम तराज़ू पर कम नहीं उतरेंगे, अथवा 
पीछे नहीं हटेंगे और उस समय आपका यह कर्तव्य होगा कि आप 
इसारी मदद करे | 
ब्र्नार्ड शॉ बहुत दिन से गाँधीजी से मिलना चाहते ये और वे 
काफी हिचकियाहट के उपरान्त मिलने आये । वे गाँधीजी के पास प्रायः 
कोड शा. घण्टे तक बैंठे और इस समय में अगश्ित विषयों पर 
प्रश्न पूछते रहे | उनके प्रश्न धामिक, सामाजिक, राजनैतिक 
और प्राशिशात्र और अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सभी विषयों पर थे। उनके 
वार्तालाप में गम्भीर मनोरजन के छीटे भी थे। वे कहने लगे--में 
आपके विषय में कुछ जानता था और आपकमें अपने साथ कुछ विचार- 
साम्य होना मी अनुभव करता था । हम लोगो की ससार में एक छोटी-सी 
जाति है।” उनके अन्य सब प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के थे, परन्तु 
गोलमे ज-विषयक एक प्रश्न पूछे बिना वे न रह सके । उन्होंने पूछा-- 
“क्या गोलमेज-परिषद्‌ आपके धैर्य को नही तोड़ रही है !” और इसके 
उत्तर मे गाँधीजी ने खेद-सहित स्वीकार किया--इसके लिए तो असा- 
धारण प्रैव्य की आवश्यकता है। यह तो एक बड़ा घोटाला है। जो 
भाषण वहाँ होते हैं वे सब ट्रकाऊ नीतिवाले है। में तो उनसे यही 
कहता हूँ कि अपनी नीति साफ क्यो नहीं प्रकट कर देते जिससे हम अपना 


११६ [ ज्ञन्दन की चिट्ठी 


निश्चय तो कर सके | परन्तु यह तो ब्रिटेन की राजनीति मे ही नही है; 
वह तो जो-कुछु करता है सब वृथा कष्टदायक घुमाव-फिराव के साथ ही 
करता है | ः 
शायद कोई कहेगे कि मुख्य घटना बकिंघम (सम्राट के) राजप्रासाद 
के स्वागत की थी, परन्तु सम्राट क्षमा करे, मैं तो यह नही कहूँगा | क्‍या 
«इन स्वागतों में कोई सार है ! क्या सम्राट और सम्राज्ञी 
उम्ाड जाय से दिल खोलकर मिलते हैं ! क्या इस वातचीत 
में कुछ निश्चय करते हैं या करने की सामथ्य उनमें है भी ! क्‍या यह 
एक मूक्त नाटक-मात्र नहीं था १ परन्तु अब तो लोग कहेंगे कि गाँघीजी 
भी तो वहाँ गये थे | यदि यह सब निरर्थक ही था तो वे वहा क्यों गये १ 
क्या मैं गाधीजी की मानसिक दशा पर यहां थोड़ा प्रकाश डालूँ! एक 
मित्रो की सभा में गांधीजी ने कहा था, मै तो यहा बड़ी कठिन अवस्था 
में हूँ । मैं यहा इस राष्ट्र का मेहमान होकर आया हूँ, अपना राष्ट्र का 


| पी प 


चुना हुआ प्रतिनिधि होकर नहीं | अतः मुझे बहुत सम्हल कर चलना 
चाहिए. और आप नहीं जानते कि में कितना सम्हलकर चलता हैँ । 
आप समझते होंगे क्रि अल्यसख्यक-समिति मे प्रधान-मन्त्री के धमकी 
देनेवाले भाषण को मेंने पसन्द किया | में तो वहीं उसका विरोध करता, 
परन्तु चुप रहा और घर आकर एक हलका विरोध-सूचक पत्र लिख भेजा | 
अब इस सप्ताह एक और नैतिक समस्या उपस्थित हो गई है | सम्राद के 
स्वागत का निमन्त्रण मुझे मिला है| मारत मे होनेवाली घटनाओं ने 
मुझे इतना छुव्ध और दुःखी बना दिया है कि मेरा मन नहीं चाहता 
कि में इस स्वागत से सम्मिलित होऊे और यदि में स्वच्छुन्द रूप से 


इग्लेंड में महात्माजी १२० 


यहा आता तो अपनी इच्छानुसार द्वी करता । परन्तु मैं तो मेहमान हूँ, 
अतः हिचकिचा रहा हूँ; शीघ्र कुछ निश्चय भी नहीं कर सकता | मुमे 
इसके नैतिक पहलू पर भी विचार करनां है--खाली न्यायोचित निश्चय 
पर ही दृढ़ नहीं रहना है ।” नैतिक जिम्मेवारी ने ही गांधीजी से वहा 
जाने का निश्चय कराया | जब वह यह निश्चय कर चुके तो उन्होंने 
लाई चेम्बरलेन को एक विनम्न पत्र लिखा, जिसमे निमन्त्रण के लिए 
धन्यवाद दिया और लिखा कि वह और उनके एक साथी ( जिनको भी 
आमन्त्रित किया था ) अपनी सदा की पोशाक में उस स्वागत में 
सम्मिलित होंगे । साधारणतया गाधीजी ऐसे उत्सवो मे भाग नहीं लेते, 
परन्तु इस अवसर पर, जैसा कि अन्य कुछ अवसरों पर भी हुआ है, 
उन्होंने मियम ढीला कर दिया; क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करना 
चाहते, जिससे कोई निरादर प्रकट हो | वह ऐसा मौका नहीं देंगे, जिससे 
लोग उन्हें कोई दोष दें | 


“इस वक्त तो ऐसा मालूम पड़ता है कि परिषद्‌ टॉय-टॉय-फिस 
होनेवाली है। इस घोर अन्धकार मे आशा की किरणें दीख नहीं पड़ 
रही हैं। लेकिन आप मे से कुछ बड़े लोग परिषद्‌ को 
असफलता के घाट न उतरने देने के लिए, पूरा प्रयत्न 
कर रहे हैं | यदि वे लोग असफल रहे और यदि यह परिषद्‌ आख़िर 
नाकामयाब साबित हुई--मुके तो ऐसा ही अन्देशा है--तव लाखो 
लोग कष्टो का आहान करने के लिए, कटिवद्ध हो जायेंगे और भीषण 
दमन से भी विचलित न होंगे | हमसे कहा जा रहा है कि गतवर्ष की 
अपेक्षा अब की बार का दमन दसगुना भवद्ञर होगा | परन्तु में ईश्वर से 
प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान्‌ ! पाशविक वल के ऐसे प्रदर्शन से मानव- 
समाज को दूर ही रखना |” 

उपयुक्त वाक्य महात्माजी के उन विचारो का अ्रन्तिम भाग है, जो 
उन्होंने वेस्टमिनिस्टर स्कूल में उस दिन की संध्या को प्रकट किये, जिस 
दिन उन्होने गोलमेज-परिषद्‌ के समक्ष अपना तीसरा स्मरणीय व्याख्यान 
दिया था| उनका यह भाषण साम्प्रदायिक् समस्या की उस लम्बी-चोड़ी 
सुलभन के उत्तर में था, जिसका पेश किया यह दावा था कि मुसल- 


अब आगे ! 


इग्लैंड में महात्माजी ] 55 


मानों, अछूतों, भारतीय ईसाइयों तथा भारत में रनेवाले गोरों के बीच, 
जिनकी संख्या हिन्दुस्तान की आबादी की ४६ फीसदी वताई जाती है, 
लगभग पूरा ऐक्य है। उपयु क्त मिन्न-मिन्न जातियों के नामजूदों की इस 
अनोखी और गुस्ताखाना सूक्र में कुछ ऐसा वेतुकापन था, जिसे महसूस 
करने में मेहनत की दरकार नहीं है | उस मसविदे के पेश होते ही उसके 
खिलाफ जोरों से आवाजें उठनें लगीं। सरदार उज्जलसिंद का विरोध 
सबसे ज्यादा पुरजोर था। उन्होंने तो काने को साफ-साफ़ काना कह 
दिया और उन लोगों की हरकत के बारे में अपना यह मत्त प्रकट किया 
कि यह दूसरे की सम्पत्ति को बाँद खाने के उद्देश्य से खड़ी की गई 
जालसाजी नहीं तो और क्या है ! जब गाँधीजी ने इसपर अपना सात्विक 
रोप्र प्रकट करते हुए उसका मंडा-फोड़ किया और कहा कि यह हरकत 
तो राष्ट्र के प्रति अ्रत्याचार-रूप है, तब उस चालबाज़ी का क्राम तमाम 
दे गया | गाँधीजी ने इतना ही नहीं किया वल्कि उन्होंने उस तजबीज 
के तैयार करनेवालों के इन व्यर्थ के दावों की भी पोल खोल दी--यह 

कइकर कि थे लोग उस जातिके प्रतिनिधि हैं भी कि नहीं, जिसकी ओर से 
ते बोलने का साइस कर रहे हैँ! इससे प्रधानमंत्री की आँखे खुल गई द्वोंगी। 

“न्यू स्टेट्समेन”? के आज के अक में प्रकाशित हुआ निम्नलिखित 
वाक्य गांधीजी की वात को मानों दुहरा रहा ईै-- 

“ब्रिन्ा इस बात के जाने हुए कि मुख्य अन्न के विधय में कुछ तय 
इनेवाला दै था नहीं, कोई साम्पदायरिक प्रतिनिधि, चाहे वह हिन्दू हो था 
मुसलमान अथवा मिख, साम्पदायिक मामले मे दवने और कम स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं है ।” 


श्र्३ [ लन्दन की चिट्ठी 


आगे चलकर उसमे यह भी लिखा है कि “परिषद्‌ के असफल होने 
का कोई वास्तविक कारण नहीं है| यदि टरकाने की नीति का अनुसरण 
किया गया तो जानवूककर किया जायगा, क्योकि इस्लैण्ड के मन्त्रि- 
मंडल ने निश्रय किया है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है ।” 

ग़नीमत तो यह है कि गॉधीजी ने ब्रिटेन की जनता को मास्तवर्ष 
की स्थिति से परिचित कराने का जो अदूट परिश्रम किया है, उसके 
फलस्वरूप यहाँ के लोगों से, खासकर समझदार श्/ंग्रेज़ों के दिलों से 
वे ग़लतफहमियाँ और गढ़न्ते मिट गई हैं, जो यहाँ अधिकारियों ने 
फैला रखी हैं। और जब कुछ ही दिनों के भीतर यह परिषद्‌ असफलता- 
पूर्वक समाप्त होगी, वहा किसी का यह खयाल न होगा कि इस बाघा 
के करण स्वयं प्रतिनिधि लोग ही हैं । 

प्रधान-मन्त्री ने यह दलील पेश करते हुए इस प्रश्न के बारे मे कहा 
है कि सरक्षण के विषयों पर बहस न करने का कारण यह था कि स्वय॒ 
सघ-विधायक-समिति की ओर से बहस मुलतवी रखी जाने का प्रस्ताव 
हुआ था । इस वक्तव्य का विरोध बहुतेरों ने एक-स्वर से किया और 
फूलतः प्रधान-मन्त्रों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह प्रस्ताव समस्त 
सघ-विधायक-समिति की ओर से नहीं वल्कि उसके एक भाग की ओर 
से ही आया था। यदि वास्तव में वह इसी बात पर अड़ जाते (जैसे 
आज दोपहर को वह अड़े) कि प्रतिनिधियों की राय बहुमति के रूप में 
नहीं वल्कि स्॑-सम्मति के रूप मे आनी चाहिए, तो उन्हें क्ाजिम था 
कि वह इसी प्रकार यह भी कहते कि जबतक सर्व-सम्मति से प्रस्तावित 
न किया झायगा तबतक विधान-सम्बन्धी प्रश्न स्थगित न किग्रा: जायगा। 


इग्लेंड में महात्माजी ] ११४ 


और किसी बात से सरकार की स्थिति के थोथेपन को प्रकट कर देना 
इतना सम्भव न था, जितना कि आज की घटित कई बातों से हो सका 
है । और इन बातों में प्रधान-मन्त्री की उपयुक्त स्वीकृति भी शामिल है। 
परन्तु यह बात न तो यहा पर है और न वहीं है। वस्तुस्थिति यह 
है कि हम एक महान्‌ विपत्ति के द्वार पर खड़े हुए. हैं, जिसके खतरों को 
सिफ़ वही देख सकते हैं कि जिन्‍्होने स्वेच्छापू्वक कष्ट-सहन के द्वारा 
मुक्ति प्रात्त करने का तरीका अख्त्यार किया है । तथापि, जैसा कि भेंट 
करने को आये हुए एक सजन से कल रात गाघीजी ने कद्दा, “यदि 
गोलमेज-परिषद्‌ विधान-सम्बन्धी मामलों पर असफल हो गई, तो सविनय- 
अवज्ञा का फिर से आम्म होना अनिवारय है। इसके सिवा और कोई रास्ता 
ही नही हो सकता । क्योकि, यदि आज हम इसे नहीं पाते, तो फिर इसका 
मतलब ही अ्निश्चित काल के लिए इसे टाल देना है। परन्तु इसकी प्रासि 
की आशा के लिए बहुत गुल्लायश नहीं है,हालाकि मैं यह नहीं कह सकता 
कि आखिरी वक्त तक किसी-न-किसी-हल पर पहुँच जाने की आशा को 
मैंने सर्वथा त्याग दिया है। और,कम-से-कम मैं तो उस वक्त तक चैन न 
लूँगा, जवतक कि इसके लिए हर तरह की तदबीर न कर लूँगा ।” 
गॉधीजी के भाषण पर जो गौर करेगे वे रास्ते में जो बाधाएँ हैं 
उन्हे अच्छी तरह देख पायेंगे | हमारे आपस में जो वाद-विवाद हुए वही 
महासभा सर्वसाधारण 8 की न गरम रा हु 
की प्रतिनिधि है अधिक बार कहा, हम सब इस सम्बन्ध मे मूस 
ही रहे हैं। किन्तु सरकार ने हमारे अनैक्य के 
लिए, जमीन तैयार करली और सत्ता छोड़ने के लिए अनिच्छित शक्ति 


श्श््‌ [ लन्दन की चिट्ठी 


मान दल की सारी चतुराई लगाकर हमारे भेदभावों को बढ़ाने का 
प्रयत्न किया है। परन्तु महासभा ही वस्ठ॒तः राष्ट्र है, और एक-मात्र 
बहु-सख्यक वर्ग है, कि जो सरकार के साथ सौदा कर सकता हैं; 
इसलिए सरकार को चाहिए था कि वह सब दलो की वाते सुन लेने के 
बाद उसके साथ बातचीत करती | लेकिन, यह प्रत्यक्ष है कि, महासभा 
का जो महत्व है, और समस्त देश की तरफ से बोलने का वह जो दावा 
करती है, उसकी छाप वह सरकार पर नहीं डाल पाई है| “ऐसी हालत 
मे मै वापस चला जाऊँगा और इससे भी अधिक कष्ट-सहन के प्रभाव 
द्वारा यह प्रदर्शित करूँगा कि एक-मात्र महासभा ही ऐसी है, जो भारत- 
वर्ष के विस्तृत जन-समूह की प्रतिनिधि है |” 

परन्तु, जैसा कि गाँधीजी ने “लन्दन स्कूल आफ इकोनामिक्स” 
(लन्दन का अर्थंशाञ्र विद्यालय) के विद्यार्थियों से कहा था, वास्तविक 
ओर अन्तिम अड़चन है--भारत की परिस्थिति के बारे मे अंग्रेज़ो की 
नितान्त अनभिज्ञता | हम लोगो को अंग्रेज लोग एह्सानफ्रामोश और 
ऐसे लोग मानते हैं कि जो उन नेकियों को भुलाये हुए, हैं, जो ब्रिटेन ने 
भारत के साथ की हैं | यह धारणा यहां के अधिकारीवर्ग मे ही नहीं 
प्रचलित है, वल्कि उनमे भी है, जो सार्वजनिक विचारों की बागडोर 
थाम हुए हैं। एक बात और है । वहुत अर्सा गुजरा, स्वर्गीय 
सुरेद्रनाथ वनर्जी ने ऑग्रेज्ञो के चरित्र का एक विशेष लक्षण बतलाते 
हुए कहा था, “मुझसे हमेशा अंग्रेजों द्वारा यह बात पूछी जाती है कि 
“जब कि हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा गरीबी है,, तो वहां दगे और बलवे 
क्यों नहीं होते ? खिड़किया क्‍यों नहीं तोड़ी-फोड़ी जाया करती १” आज- 


इस्लेंड में महात्माजी ] १२६ 


कल भी अ्रेंग्रेजो की मनोवृत्ति लगभग वैसी ही बनी हुई है। उनकी 
समझ में अहिंसा का तरीका जल्दी नहीं आता | तो फिर इसका अर्थ 
यह है कि गतवर्ष जो किया गया था, उससे अधिक प्रदर्शन की अब 
आवश्यकता है | बाहर के हमलों और भीतरी फ़िसादों के खतरे इतने 
बढ़ा-चढ़ाकर और ऐसे सयानेपन से लोगो के दिमाग़ो में जमा दिए 
गये हैं कि साधारण अंग्रेज लोग शुद्ध भावना से यह मानने लग पड़े 
हैं कि हिन्दुस्तान की रक्षा बिना श्रेंग्रेज़ी बन्दुक़ के हो ही नहीं सकती। 
कुछ अश तक तो यह शासक-जाति के स्वाभाविक अ्रभिमान को बात 
है--क्योंकि दूसरे राष्ट्र पर हुकूमत चलानेवाली जाति अपने ऊपर कुछ 
जिम्मेबारिया और हुकूक योंही ओढ़ लेती है और इसके विपरीत शासित 
जाति को साधारण-से-साधारण स्वत्व भी बरतने नहीं देती | आप प्रत्येक 
सड़क के आसपास, दीवारो पर, दुकानों के भरोखों पर, रेलगाड़ियों के 
रास्तों पर और समाचारपत्रों के पृष्ठों पर लिखी या चिपकी हुई अपील 
पढ़ते हैं कि 'किवल इग्लेंड की बनी हुई चीज का इस्तेमाल कीजिए, 
बाहर का कोई भी माल न खरीदिए |? परन्तु हिन्दुस्तान में इसी बात 
को कहना--सिफ देशी चीजे खरीदने की अपील करना- खतरनाक 
और बिद्ोह्नत्मक माना जाता है | एक विदुषी महिला तो--जो कि एक 
सुशिक्षित एवं घटनाओ से सुपरिचित व्यक्तियो की सभा में बैठी थी-- 
गम्मीरता से पूछ उठीं कि जो राष्ट्र आपस में ही कगड़ रहा हो, क्‍या उसे 
स्वतन्तत्रा के बारे में सोचने तक का भी न्यायोचित अधिकार है ! लोगों 


की आम चिह्नलाहट यही है कि “तुम लोग पहले स्वतन्त्र होने की योग्यत्ता 
तोप्रापत करो ” , 


१२७ [ लन्दन की चिट्ठी 


परन्तु मै यहाँ शासक जाति की पहले से बनी हुई धारणओं और 
उसके अशान फे सब पहलुओ पर, चाहे वे वास्तविकताओ से सम्बन्ध 
रखते हों या इतिहास से, बहस करने के लिए 
जन्मतिद्ध अधिकार तैयार नहीं हूँ | ये बाते तो उन लोगो के लिए 
अनिवाये है, जो अपने को विजयी जाति ठदराते हैं। परन्तु जिसके पैर 
में काँठा चुभता है वही पराई पीर जान सकता है। श्री जे० दवलीन 
महाशय ने, जो कि एक आइरिश देशभक्त हैं, एक सभा मे, जिसमे कि 
गॉधीजी का खानगी भाषण हो रहा था, स्वातन्त्य-प्रेमी के नाते इन खरे 
शब्दों में अपना मत प्रकट किया था, “आप हमसे भारतीय परिस्थितियों 
को समझने के लिए कह रहे हैं, परन्तु दरअसल बात यह है कि किसी 
भी राष्ट्र के स्वातन्त्रय-स्वत्व को स्वीकार करने के लिए किसी अध्ययन की 
आवश्यकता नहीं है। वह तो देश या राष्ट्‌ का जन्मसिद्ध अधिकार है |” 
गॉधीजी ने इस मत में फक्कत एक बात और जोड़ दी है, वह यह कि 
यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही नही है, बल्कि हमने इसे आत्मत्याग के 
बल पर कमाया भी है। हि 
परन्तु अत्यक्षतः बात ऐसी भाल्ूम होती है कि स्वेच्छापूर्वक 
किये गये आत्मबलिदान के रूप में इसकी शिक्षा की आवश्यकता अभी 
इज्लैंड की जनता को बनी हुई है। गॉधीजी अभी तक कुछ हज़ार 
अंग्रेजों से मिल चुके हैं और वह अनेक बार उनके कानो में यह डाल 
चुके हैं कि अंग्रेज लोगो के इरादे चाहे जितने साफ क्‍यों न हों, लेकिन 
ऑंग्रेज़ी हुकूमत से हिन्दुस्तान को नुक्नतान ही पहुँचा है और हम उससे 
अपना पिड छुड़ाना चाहते हैं। यह शिक्षा बेअसर साबित हुई हो सो 


इग्लेंड में महात्माजी ] श्श्८ 


बात नहीं है, लेकिन उसकी जो रफ़्तार है वह धीमी है ओर इतनी धीमी 
है कि भयप्रद है; क्‍योंकि हिन्दुस्तान के लोग सर्वत्र बे-मौत मर रहे हैं, 
यातनाये भोग-भोग कर पामाल हो रहे हैं| यह बात बगाल, सयुक्तप्रान्त 
और बारडोली की रिपोर्टों से साफ साबित हो रही है। इसी वजह से 
गाँधीजी ने कई सभामचो से इस बात को दुहराया है कि दस-बारह 
लाख भनुष्यों का स्वाह्य करना करोड़ों की उपयुक्त प्रकार की मौत से 
अधिक वेहतर है, उनकी मुक्ति के बारे में निरन्तर सोचे बिना मेरा जीना 
दुश्वार है । अन्तर केवल इतना है कि हम लोग श्रपने प्रतिदन्द्रियों के 
रक्त से अपनी अँगुलियाँ कल्ुष्रित न करेंगे और हस असत्य का सहारा 
न लेंगे । हम लोगो ने तो सब आशाओ को तिलाझ्जलि दे दी है | हम तो 
अपनी पीठ दीवार की ओर करके लड़ रहे है और जबतक कि भारतीय 


आम-निवासियों के लिए. जीवन-सचारिणी स्वतन्त्रता प्राप्त न हो जायगी 
तबतक हमें चैन न होगा। 


गोलमेज़-परिषद्‌ को सब तरह की उपमाओं का शिकार होना पड़ा । 
कुछ लोगों ने उसे उस मुर्दे की उपमा दी थी, जिसे प्राणप्रद वायु देकर 
जीवित करने का प्रयत्न किया जाता हो । कुछ ने 
उसे डूबे हुए मनुष्य को निकालकर क्त्रिम 
श्वासोच्छुवास द्वारा सजीव करने के समान बताया था | कुछ ने तो यहाँ 
तक ख़याल किया था कि परिषद्‌ मर चुकी है, और प्रधानमन्त्री तथा 
लार्ड चान्सलर इस बात की फ़िक्र में हैं कि उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया किस 
प्रकार की जाय | किन्तु मेरा खयाल है कि यह कहना ही सबसे अधिक 
ठीक है कि अबतक के इतने सप्ताहों तक जानबूककर आवश्यकीय बातों 
की ओर से आँखे बन्द किये रखने के वाद अब अन्तिम घड़ी में परिषद्‌ 
के संचालकों का ध्यान उनकी ओर गया है। किसी-न-किसी बहाने से 
उन्होंने मध्यविन्दु अर्थात्‌ मुख्य वात पर आने की किसी भी इच्छा के 
बिना इधर-उधर चक्कर कायना ही पसन्द किया। श्री वेजवुड बेन के 
शब्दो में “प्रश्न के मध्यविन्दु पर आये बिना ही हम लोग संघ-विधायक- 
समिति की अन्तिम वैठक में आ पहुँचे हैं।? अथवा, जैसा कि श्री 
वेल्स्फोर्ड ने अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा था--“गौण बातों पर उकता 
देनेवाली सम्पूर्णता के साथ वहस की जाने दी गई | इस वात पर सब 
सहमत हो गये कि व्यवस्थापिका-सभा के उच्च-विभाग में एकसौ और 


निरुद्देश्य गोलमेज॒ 


इग्लेंड में महात्माजी ] १३० 


निम्न विभाग में दो-सी सदस्य रखे जायें । किन्तु तीन-सी सदस्यों की 
यह व्यवस्थापिका-सभा पालेमेंट होगी श्रथवा बाद-विवाद सभा, यह 
अमीतक शड्डास्पद ही है; क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं जानता कि 
राजस्व, सेना अथवा वैदेशिक नीति के विषय में वे हस्तक्षेप कर सकेंगे 
अथवा नहीं, और यदि कर सकेगे तो कब और किस हद तक ।” 
गाँधीजी ने तो संघ-विधायक-समिति के अपने सर्वप्रथम भाषण में 
ही इस बात की चेतावनी दे दी थी और उसके बाद भिन्न-भिन्न कई 
अवसरों पर आ्रावश्यक बातों की ओर परिप्रद्‌ का ध्यान खींचने का 
प्रवत्न किया और छोटी-मोटी तफसील की चर्चा में माय लेने से इनकार 
कर दिया था। अल्य-सख्यकों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाले कुछ 
प्रतिनिधियों और मुसलमान प्रतिनिधियों की अनुचित गुट्ठबन्दी तथा 
अल्पसंख्यक समिति में प्रधान-मन्त्री के भाषण से तो इस बाल की खाल 
निकालने की नीति की हद हो गई और इसलिए गाँधीजी के लिए तो 
सब बातों को खोल देनेवाले और सच्चे भावनायुक्त भाषण-द्वारा सबको 
कोढ़े लगाकर अपने कतंव्य के प्रति जागृत करने के सिवा दूसरा कोई 
उपाय ही न था । परिषद्‌ बुलानेवालों ने देखा कि यदि हम मौलिक 
विषयों पर प्रतिनिधियों के मत जाने बिना ही उन्हे भारत वापस भेज देगे 
तो इससे हम अपने आपको सर्वथा ग़लत परिस्थिति में डाल लेंगे | श्री 
वेजबुड वेन के भाषण का उद्धरण तो मैं अभी दे ही चुका हूँ । भी 
लीस्मिय ने उनका समर्थन किया और अंग्रेजों की ओर से कदाचित्‌ पहली 
ही बार परिषद्‌ को याद दिलाया कि गाँधीजी और लाडड इर्विन के बीच 
हुए समझौते के अनुसार संरक्षणों के सम्बन्ध की चर्चा आवश्यक हो 


१३१ [ लन्दन की चिट्ठी 


गई है। भ्री बेन ने इस सुन्दर वाक्य में कहा--“क्या यह एक ऐसी 
बात है, जो कि एक हॉथ मे ब्रे ड शा ( टाइमटेबल अर्थात्‌ समय-सूची ) 
ओर दूसरे हाथ मे घड़ी रखकर समाप्त की जा सके १” अनिच्छापूर्वक ही क्यों 
न हो, प्रधानमन्त्री, लाड सैड्डी तथा मुसलमानों को भी इसपर विचार करना 
पड्ठा और नतीजा यह हुआ कि अन्त में जिस बात से भारत के करोड़ों 
मूक प्राणियों का सम्बन्ध है, अब हम उसकी चर्चा के मध्य में हैं। इससे 
यह कहा जा सकता है कि परिषद्‌ को अन्त में आवश्यकीय बातों का 
ध्यान हुआ है और दिन-प्रति दिन जो भाषण हो रहे हैं उनका प्रधानमन्त्री 
की भावी घोषणा पर कुछ वास्तविक असर हो या न हो, कम-से-कम 
उनसे यह लाभ अवश्य होगा कि ब्रिटिश सरकार के सामने जनता की 
माँग जितनी भी सम्भव हो सके उतनी स्पष्टता के साथ आ जायगी। 
सघ-विधायक-समिति में अपने दो लाज्षणिक भाषसों द्वारा गाधीजी 
ने लोगों की आँखें खोलीं | उन्होंने इतनी स्पष्टता के साथ, जितनी पहले 
मूल विषय किसी ने नहीं की थी, यह बात साफ कर दी थी, कि प्रत्येक 
बात इस मूल विषय पर निर्मर है कि ब्रिटेन ने भारत पर 
जो कब्जा किया, आज जो वह उसे अपनी अधीनता में रख रहा है, 
ओर आगे जो वह उसपर अपना कब्जा बनाये रखना चाहता है, वह 
उचित है या नहीं ! और महासभा की ओर से इस तत्त्व को रखने के 
बाद कि ब्रिटेन ने भारत पर जो कब्ज़ा किया, आज जो वह उसे अपनी 
अधीनता मे रख रहा है, ओर आगे भी जो वह उसपर अपना कब्जा 
बनाये रखना चाहता है, वह अनुचित है, यह बात ज़ोर से कहने में 
उन्हे कुछ भी कठिनाई नहीं है कि यदि सारी सेना हमारे अधिकार में 


इंग्लैंड में मह्ात्माजी ] ११२ 


न आती हो तो उसे तोड़ देना चाहिए! सच वात तो यह है कि हमें 
अपनी सत्ता सॉपने की ब्रिटेन की सच्ची नीयत ही नहीं है, ओर हममें से 
भी कुछ लोग सत्ता एवं अधिकार-यूत्र प्रात करने ओर भारत के पददलित 
और श्ररोड़ों मृक जनता के हित में ही उसका सर्वथा उपयोग करने के 
लिए तैयार नहीं हैं। दोनों ओर के मापणों, साथ हो लाड सेंकी के इस 
प्रश्न का कि क्या भारत चाहता है कि ब्रिटिश-्सेना वापस खींच ली 
जाय ?! सर तेजब्रह्महुर सप्रू तथा श्री शाखत्रीजी के श्रद्धाहीन भाषणों तथा 
व्यापारिक भेद-भाव की निति पर हुए गाँधीजी के भाषण से हमारे ही 
दलों में जो खलभलाहट पैदा हो गई थी, उसका इस वात से खुलासा 
हो जाता है| क्योंकि इस भाषण में गाँधीजी केवल व्यापार में भेद करने 
की नीति पर ही नहीं बोले थे, वरन्‌ उन्होंने प्रजा द्वारा और प्रजा के 
लिए ही शासित उस भारत का चित्र सामने खड़ा कर दिया, जो कि 
केवल विदेशियों की लूट से ही स्वतन्त्र न होगा बल्कि देश के पूँजीपतियों 
श्रौर जमींदारों और बोढिक तथा सामाजिक निरकुश अग्रीर-उमरावों की 
लूट से भी, जो कि अभी तक विदेशियों की ही तरह ग़रीबों की गाढ़े 
पसीने की कमाई पर ही जिन्दा रहते आये हैं, मुक्त होगा | इसीलिए उनके 
इस भाषण को 'बोलशेविक भापण? का नाम दिया गया | किन्तु मह्ा- 
सभा की अहिसा की नीति उसको दूसरे किसी भी मार्ग से पृथक कर देती 
है | साय ही गाँधीजी ने परिषद्‌ के सामने यह बात छिपी न रखी कि 

कोई भी स्वार्थ जो न्यायपूर्वक प्राप्त न किया गया होगा, अथवा जो राष्ट्र 

के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध होगा, उसे न्याय की दृष्टि से विचार किये 

जाने और तदनुकूल निर्यंय के ख़तरे में पड़ना होगा | इसीलिए, डेली 


१३३ [ लन्दन की चिद्ी 


मेल! ने आज यह पोस्टर अथवा विज्ञापन प्रकाशित किया है--“गाँघीजी 
को घर वापस भेज दो।” 

आज एक प्रग्रख सावंजनिक व्यक्ति के पुत्र ने गाँधीजी से पूछा-- 
“तब भारत के भविष्य में क्या है! क्या परिषद्‌ का असफल होना 
निश्चित है !” उत्तर सें गॉधीजी ने कहय--- ऐसा कहना कृतष्नता होगी। 
किन्तु मुझे सफलता की आशा बहुत कम हे” फिर पूछा गया--“क्या 
आप नहीं समझते कि सरकार ने इस विषय पर चर्चा करने दी, इसलिए, 
चह अब कुछ करेगी ! कया सरकार में परिवतन हो जाने से कुछ अन्तर 
पड़ेगा !” गॉँधीजी ने तुरन्त ही बिना किसी सट्लीच के स्थिति का सार 
बताते और दोनों ही प्रश्नों का एक-साथ जबाब देते हुए कह्दा--/अवश्य 
ही मैने तो उससे अधिक अच्छाई की आशा की थी; किन्तु मुझे यह 
प्रतीत नहीं होता कि उसने सत्ता हमारे हाथ में सौप देने का निश्चय कर 
लिया है। रहा दोनों दलों (मजबूर और अनुदार) के सम्बन्ध में, सो 
मेरा खयाल है कि मारत के लिए तो दोनों में इतना ही अन्तर है जितना 
कि आधा दर्जन और छः कहने में ।” सच पूछा जाय तो मुझे इस बात 
की खुशी है कि अनुदार-दल की इतनी अधिक बहुमति के साथ मुझे 
निपटना है | क्योंकि में यहाँ से कुछ छुराकर नहीं ले जाना चाहता, 
मुझे तो इतनी बड़ी और अच्छी बात चाहिए, जिसे ग़रीब आदमी 
आसानी से देख और समझ सके, और इसलिए यह अच्छा है कि मुझे 
एक मजबूत दल के साथ लड़ना है और जो मै चाहता हूँ वह उस मज- 
बूत दल से जीत लेना है। मुझे तो स्थायी चीज चाहिए मुझे सम्बन्ध 
चोड़ना नहीं उसे बदल देना है। भारत और इस्लेंड के बीच समान 


इंग्लैंड में मह्दात्माजी ] १३४ 


सामेदारी का सम्बन्ध तभी टिक्र सकता है, जब कि प्रत्येक पक्ष कमजोरी 
के कारण नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का ज्ञान रखकर दोनों का हित-साधन 
करे । श्र इसलिए में यह अनुभव करना पसन्द कर्रूँगा कि अनुदार 
दल के शासनकाल में हम श्रनुदार मतवादियों को वह समक्का सके कि 
न तो हम अयोग्य प्रतिपक्षी हैं, न अयोग्य सामेदार ।”? 

किन्तु जैसा कि में हाल ही में कह चुका हूँ, मूलतत्व का ही प्रश्न 
विकट है | और श्रेंग्रेज़् जनता की ओर से 'डेलीमेल” उसे इस प्रकार 
रखता है-- भारत के बिना ब्रिटिश-राष्ट्रसघ के टुकडे-ठुकडे हो जायेंगे | 
व्यापारिक, श्राथिक,राजनैतिक श्रौर भौगोलिक दृष्टि से यह हमारे साम्राज्य 
की सबसे बड़ी सम्पत्ति है | किसी भी श्रेंग्रेंज के लिए, इसपर के अधिकार 
को ख़तरे में डालना, बड़े-से-बडे राजद्रोह का पाप करना होना ।”' 

श्री लायर्ड जाज ने गॉधीजी को अपने यहाँ चर में निमन्त्रित करने 

५ , को सौजन्य बताया था। गाँधीजो को लाने और ले 

भी लायड जाज आने के लिए उन्होंने श्रपनी मोटर भेजी ओर उनके 
साथ अपनी तीन घण्टे की मुलाकात में अ्रत्यन्त मधुरता और सर्वथा 
निष्कपटता के साथ बातचीत की । 

स्त्रियों की विभिन्न सस्थाओं की शोर से गॉधीजी से भाषण के लिए 
प्रार्थनायें आई थीं, किन्तु मिस एगेथा हेस्िसिन ने उन सब को 'ख्री-भारत- 
समाज? के अन्तर्गत एक जगह इकट्छी कर गांधीजी को सयुक्त स्री-सभा 
में बोलने के लिए मार्लें-कालेज-मवन में निमन्तरित 
किया | इस सभा में गाधीजी ने भारतीय ख्रियों के 
सम्बन्ध मे प्रचलित श्रनेक वेहूदी धारणाओं को दूर करने का अ्वत्तर 


भारतीय जिया 


श्र [ लन्दन की चिट्ठी 


साधा और गत सत्याग्रह-संग्राम में उन्होने जिस बहादुरी से भाग लिया 
उसका ताइश चित्र उपस्थित किया । उन्होंने कहा, कई तरह से वे 
कदाचित्‌ आपसे कहीं अधिक उच्च हैं। आपको अपना मताधिकार 
प्राप्त करने में अनेक अवर्शनीय कष्टों का सामना करना पड़ा था | 
भारत में वह स्त्रियों को मागते ही मिल गया | उनके साव॑जनिक जीवन 
में प्रवेश करने के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई और 
स्लरिया केवल महासभा की अध्यक्षा ही नहीं हुई हैँ, प्रत्युत्‌ श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू उसकी कार्यसमिति की सदस्या तक हैं। कई वर्षों से और 
गत सत्पाग्रह-सग्राम में जब हमारी समितिया गैरकानूनी घोषित करदी गई' 
और उनके जिम्मेदार कार्यकर्ता जेल में भेज दिये गये, तब हमारी स्निया 
ही थीं, जो मोर्चे पर सामने आई , उन्होंने डिक्टेटरॉ--सर्वाधिकारयुक्त 
अध्यक्षों--का स्थान लिया और जेलें भरदीं। किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि पुरुषों के हाथों उन्हे कष्ट-सहन न करना पड़ा हो। उन्हें भी 
कडडवी घूंठें पीनी पड़ी हैं | किन्तु मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के 
कहना चाहता हैँ कि मिस मेयो की भारत-सम्बन्धी पुस्तक में आपने जो 
कुछ पढ़ा है, उसका ६६ प्रतिशत भूठ है | मैंने इस पुस्तक का एक- 
एक पृष्ठ पढ़ा है ओरे उसे समाप्त करते ही मेरे मुँह से सहसा निकल पड़ा 
कि यह तो सवंथा एक गन्दी नालियो के इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है | मिस 
मेंयो की कथित कुछ बातें सच हैं; किन्तु यह फहना कि वे बातें सबब- 
साधारण में आमतौर पर प्रचलित हैं सर्वथा भ्रूठ है; और पुस्तक की 
कुछ बाते तो उसने केवल अपनी कल्पना से ही घड़ ली हैं |” 

इसके बाद गाघीजी ने वतलाया कि किस प्रकार गतवर्ष स्त्रियों के 


इस्लेंड में महात्माजी ] १३६ 


भुण्ड-के-मुएड घर से बाहर निकल आये और उन्होंने अपूर्व एव 
आश्चर्यजनक जाणति का परिचय दिया । उन्होंने जलूसों में भाग लिया, 
कामून तोडे, श्रेंगुली तक उठाये बिना और पुलिस को बिना कुछ अप- 
शब्द कहे लाठियों के प्रहार सहै, और अपनी विनयशक्ति का उपयोग 
कर शरात्रियों से शराब और विदेशी वस्त्र के व्यापारियों तथा ग्राहकों से 
विदेशी बस्र बेचना और खरीदना छुड़वाने में सफलता प्राम की। वह 
स््री सरोगिनी नायडू की तरह सुशिक्षिता नहीं, स्बथा निरक्षर थी, जिसने 
अपने सिर पर लाठी के प्रहार सहन किये और रक्त की धारा बहते रहने 
पर भी अविचल मा से डटी रहकर अपने साथ की बहनों को अपने 
स्थान से न हटने का आदेश देती रही और इस प्रकार बोस्सद जैसे 
छोटे-से गांव को थर्मांपोली बना दिया | गतवर्ष की विजय का भुख्य 
श्रेय इन्हीं स्त्रियों को है । 

प्रश्नों के लिए. बहुत कम समय रह गया था । किन्तु जो एक-दो 
प्रश्न पूछे गए, उनसे पता चलता था कि ये बहनें गोलमेज-परिषद्‌ के 
काम को कितनी आहतुरता से देख रही हैं | गांधीजी ने उनसे कहा- अत्र 
भी समय है कि यह दोनों देश ससार के कल्याण के लिए, परस्पर 
समानता की शर्त पर सयुक्त रह सकते हैं | यह मेरी आत्मा के लिए 
सन्तोपप्रद न होगा कि मारत के लिए, स्वतन्त्रता तो प्राप्त करली जाय 
और संसार की शान्ति में सहायता न दी जाय | मेरा विश्वास है कि 
जिस समय इस्लेंड भारत को अपना शिकार बनाना छोड़ देगा, उस्त 
समय वह दूसरे देशों का शिकार भी बन्द कर देगा। कुछ भी हो, भारत 
तो इस रक्तशोपण के अपराध में भाग नहीं लेगा ।” 


दे पल 5 


पिछले कुछ दिनों में गॉधीजी लन्दन अथवा अन्य स्थान की 
सभाओं में इस समय प्रायः सभी निर्णायक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट 
कर चुके हैं | प्रश्नों के उत्तर के रूप में उन्होंने जो- 
विविध वार्ता 5 है 
कुछ कहा है, वह सब में उन्हीं के शब्दों में यहां 
दे देना चाहता हूँ। 
उनसे पूछा गया--क्या आप अपने बजट को बराबर करने के 
लिए, नमक पर टैक्स न लगाते ! क्या आप संघ को कुछ वस्तुओं पर, 
जिनमें नमक भी शामिल है, टैक्स लगाने की अमर्यादित सत्ता दिये जाने 
से सहमत न होंगे ! 
गॉधीजी ने जवाब दिया--संघ-शासन को नमक पर कर लगाने 
का कोई हक नहीं होगा | जबतक मैं गरीबों पर टैक्‍स लगाने का पाप 
न करूँ, मैं नमक पर कर लगाकर बजट को वराबर करने की कल्पना 
तक नहीं कर सकता | यदि आप बजट को बराबर करना चाहते हैं तो 
सैनिक व्यय को कम क्‍यों नहीं करते ! पहले से ही अत्यधिक कर के 
बोक्त से दवे हुए ग़रीब भारतीय करदाताओ पर और कर लगाना 
मानवता के विरुद्ध अपराध करना होगा | आप चाहे तो हवा और पानी 


इंग्लैंड में महात्माजी ] शरद 


पर भी टैक्स लगाकर भारत के जिन्दा रहने की कल्पना कर सकते हैं। 
9 ७0 69 ७ 

गाँधीजी को जितना दुःख इज्जलैंड में भारत के सम्बन्ध में फैले हुए 
अज्ञान से होता है, उतना और किसी बात से नहीं होता । इज्जलैंड के 
सब भागों से एकत्र, और अनेक सस्थाओं और प्रतिनिधि अंग्रेज पुरुषों 
और ज्वियों के, एक अत्यन्त महत्पूर्ण समोलन में बोलते हुए उन्होंने 
कहा--“वह कौन है, जो यह कहता है कि आपने भारत का भला किया 
है ? हम था आप ! हल की नोक से दवनेवाला मेंढक ही जानता है कि 
नोक कहा चुभ रही है | कया आप जानते हैं कि दादाभाई नवरोजी 
फ़ीरोजशाह मेहता, रानाडे, गोखले जैसे व्यक्ति, जो आप पर फिदा ये 
और ब्रिटिश सम्बन्ध तथा आपकी सम्यता द्वारा होनेवाले लामों के लिए 
गर्वित थे, वे सव इस बात के कहने में सहमत थे कि सब मिलकर आप 
ने भारत को हानि ही पहुँचाई है ! आप जब जायूँगे हमें दख्रिताग्नस्त 
और नपुसक बने हुए छोड़कर जायेंगे; और जो लोग आपसे प्रेम करते 
हैं, उनकी परछाहीं आपसे पूछेगी--'शिक्षा के इन वर्षों मे आपने क्या 
किया है !! आपको यह बात समर लेनी चाहिए कि आपके बेतन की 
दर से हम चौकीदार नहीं रख सकते; क्योंकि आप चौकीदारों से बढकर 
नहीं हैं, और जिस राष्ट्र की औसत आमदनी दो आने रोज्‌ प्रति व्यक्ति 
हो, वह इतनी तनख्वाह नहीं दे सकता | मैं बार-बार इस बात को नहीं 
इुददराना चाहता कि जब कि आपके प्रधान-मन्त्री का वेतन आपकी 
औसत आमदनी का ५४० गुना है, भारत का वाइसराय एक भारतीय की 
औसत आमदनी का ५,००० गुना लेता है| आप कहते हैं कि हम एक 


श्रे६ [ लन्दन की चिछी 
दुबंल जाति हैं। ठीक है, लेकिन हमारा दिकू बड़ा सजूबूत है। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू का दूसरा या तीसरा संस्करण नहीं, ग्ुत्‌ अक्षरुकान तक 
से अपरिचित और अशिक्ित दुवली-पवली भारतीय ल्ियों तक ने छाती आमे 
कर लाठियो के प्रहार सह्टे हैं। आपके मत से हम शासन-कार्य में प्रवीण 
नहीं हैं | ठीक है, किन्ठु क्या सर हेनरी केम्पदेल बेनरमैन ने यह नहीं 
कहा कि सुशासन स्वशासन अथवा ख्राज्य का स्थानापन्न नहीं है! 
क्या आप, जो कि भूले या ग़लतियां करने मे सिद्धइस्त हैं, आप जो कि 
लॉड सेलिस्वरी के शब्दों भे भूलों के ज़रियि सण्लता प्राप्त करना जानते 


| 


8 


हैं, हमे भूले करने की स्वतंत्रता न देंगे | हम विदेशी अंकुश से पूर्ण 
स्वतन्त्रता चाहते हैं) असंख्य पुरुष और स्ियों की आत्मा में, जो 
विदेशी नियन्त्रण से उकता गये हैं, लोहा घर कर चुका है। हम यह 
स्वतन्त्रता यदि आप चाहे तो आपक्नी सहायता से, अन्यथा उसके बिना 
ही, प्राप्त करने के लिए. उतावले हो रहे हैं। 

“ओर अल्प-संख्यको के प्रश्न के इस होवे का क्‍या अर्थ है! में 
अपने जीवन-मर इसे नहीं समझ सकता। आप महासझा को अनेक 
ग संस्थाओं में से एक अथवा सबसे बड़ी संस्था मानते 
सेवा की कसो्ी अल हे >_ 
हैं। किन्तु में आपसे कहता हूँ कि महासमा न केवल 
सबसे बड़ी संस्था है वरन्‌ केवल वही सदसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रधान संस्था 
है, जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ी है। इस महासभा की पुकार पर ही 
सैकड़ों गांववालों ने ग्रायः अपनी हस्ती तक को मिंठा दिया, इस्ञारों 
रुपये की फसल जला दी गई या कौड्यों के मोल वेच दी गई और 
लाखों रुपये के मूल्य की ज़मीन जब्त करली गई और वेंच दी गई । 


| | 


इंग्लैंड में महात्माजी ] १४० 


क्या आप समसते हैं कि ये सब आपदायें हमने केवल ढुकड़ों के ही 
लिए रही है ! कहा जाता है कि महासभा एक हिन्दू-संस्था है। क्या 
आप सममभते हैं कि गतवर्ष जो लोग लड़े, जेल गये और मरे वे सब 
हिन्दू थे ! उनमें कई हजार मुसलमान थे, और बहुत से सिख, ईसाई, 
पारसी और अन्य सब लोग थे। बहुसख्यक अथवा अल्पसख्यक 
जातियों की बात न कहिए । अकेली महासभा ही सबसे बड़ी बहु-संख्यक 
जाति है। आप हमसे अल्पसंख्यक जातियों के दावों का सम्मान करने 
के लिए कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि महासमा एंग्लो-इण्डियन 
और भारतीय ईसाइयों के लिए, और फिर मै समभता हूँ, उनमें प्रोटेस्टेर्ट 
और कैथोलिक सम्प्रदायों के लिए, और अंग्रेजों के लिए. और उनमें भी 
प्रोटेस्टेश्ट और कैथोलिकों के लिए, और हिन्दुओं में जैन, बौद्ध, सनातनी, 
आरयंसमाजी आदि जितनी उपजातियों में बॉटना चाहै, उनके लिए, 
भारत के ठुकड़े-हुकड़े कर डाले ! कम-से-कम मैं तो अंग-विच्छेद के 
इस हृदयहीन कार्य में सम्मिलित न होऊँगा। क्या आप इसी तरह फूट 
डालकर शासन करने की अपनी नीति से भारत को एक राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं ! छोटी अल्प-संख्यक जातियों को पूर्ण नागरिक अधिकार 
मॉगने का पूरा हक है। किन्तु इसके लिए, उन्हे प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व के 
लिए, उत्ताद्षित न कीजिए | वे कौंसिलों में चुनाव के खुले हुए द्वार सें 
प्रवेश कर सकते हैं | एग्लो-इस्डियनों को अपने द्वितों के भुला दिये जाने 
का डर क्यों है! क्या इसलिए कि वे एग्लो-इण्डियन हैं ! नहीं, उनका 
डर इसलिए है कि उन्होंने भारत की कुछ सेवा नहीं की है। उन्हे पारः 
हियों के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने मारत की सेवा : 


१४१ [ लन्दन की चिट्ठी 


की है और जो प्थक्‌ निवाचिन की मॉग न करेंगे और यह इसलिए, 
क्योंकि वे जानते हैं कि वे केवल अपनी सेवा के अधिकार से ही कोंसिलो 
में पहुँच जायेंगे | दादाभाई नवरोजी का सारा जीवन भारत कौ सेवा में 
बीता और किसी भी अंग्रेज लड़की की तरह शिक्षित ओर सुसंस्क्ृत उनकी 
चारों पोतियाँ किसानों के लिए गुलामों की तरह काम कर रही हैं! 
उनमें से एक-एक प्रान्त की डिक्टेटर थीं, ओर जब वह प्रान्तीय कौसिल 
के लिए खड़ी हुईं, तो उन्हें सबसे अधिक मत मिले। इस समय वह 
सरहद के पठानों मे चरख़े का सन्देश फेलाकर उनके हृदयों पर अधिकार 
कर रही हैं | इसी तरह एंग्लो-इण्डियनों को भी सेवा के राजमार्ग द्वारा 
कौसिलों में प्रवेश करना चाहिए | यही बात अंग्रेजों के सम्बन्ध में है । 
क्या यह लजा की बात नहीं है कि जिस देश को अंग्रेजों ने दरिद्र बनाया 
है, वे वहाँ अब भी रिश्लायत चाहते हैं और दरिद्र देश की कौसिल के 
लिए प्रथक्‌ निर्वाचन का दावा करते हैं ! नहीं, मैं इन दलों के लिए. भारत 
के टुकड़े-टुकड़े करने का गुनाह हरगिज नहीं कर सकता | यह सारे राष्ट्र का 
अ्ज्ध-विच्छेद अथवा टुकड़े-टुकड़े करने के लिवा और कुछ न होगा ।” 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, जो लोकप्रसिद्ध प्राचीन रोम की स्त्रियों 
के समान क़िंश्वित मल्लयुद्ध में अनुराग तथा वच्चों के ऊपर अभिमान करती 
हैं, एक दिन भारतीय नवयुवक साम्यवादियों के दल को गाँधीजी से 
परिचित कराया | लगभग ये सब नवयुवक अपनी मातृभूमि से निर्वासित 
और उत्कट शोधक वृत्ति वाले थे। उन्होंने!एक भीषण प्रश्नावलि, जिसको 
वें कुछ दिन पहले छोड़ गये थे, गाँधीजी से पूछी | कुछ प्रश्न और 
गाधीजी के उत्तर यहां दिये जाते हैं । 


5 
» ४ 


इंस्लेंड में महात्मानी | 


बकरे 


॥ 


डप्ते 


श्र०--किस दीति में भारतीय नग्श, ज़्मीदार, मिल-मालिक, 
साहकार और दूसरे नफाखोर बनी हो जाते हे, कद लीक ठीक 
बताइए” 
उ०--वितंमान काल में सर्वसाधारण को लूटकर 
प्र०-- क्या ये व्य आरतीय मजदूरों और किसानों को हिना लूटे 
चनवान हो सकते ह ॥7 
उछ०-- हाँ, किसी अंश न्तक् 
प्र०-- क्या इन वर्गों को साथास्ण मजदरों और किसानों मे अविंक 
आराम से रहने क्र कोई सामाजिक अधिकार है, जब कि ऊनक्ति श्रम से 
धनी मालदार दोते ह 77? 
उ०-- क्रेई मी अभ्किर नहीं है | मेरा विचार समाज के विधपव 
में वह ई कि कल्म्रि जन्‍म से हमे सवके समान अधिकार हें, अर्थात्‌ 
हमें सबको सम््रन अवसर मिलने का अधिकार है, प्र सवकी 
एकन्सी वश्यता नहीं दोती। यह बात सम्भद्तः अमम्मत्र है | 
जैसे सबकी ऊँचाई, “ंग आदि एक-से नहीं होने | इस कारया सम्मवतः 
कुछ में कमाने की योग्यवा अधिक और कुछ में कम होगी॥ छुद्धिमान 
मतुप्य अधिक कमा सकेंगे और इसके लिए वे अप्रनी चुछि क्रम में 
।बरदि थे अपनी बुद्धि का सब्िच्छापूर्वक उपयोग करेंगे तो वें 
राष्ट्र की सेवा करेंगे | वे अपनी कमाई बतौर सरक्षक के ही रुख सकेंगे। 
हो सकता है कि इसमें मुझे बिलकुल सफलता न मिले॥ फरन्द मे तो 
इसके लिए अवत्व कर रहा हैँ और मौलिक अधिकारों क्रे ओ्ेप्रणायत्र 
में थी बद्ी बात खमावि्ट दे ॥! 


समान 


थ्व 


रे 


१४३ [ लन्दन की चिट्ठी 


प्र---क्या आप यह नहीं मानते कि अपनी आर्थिक और सामाजिक 
मुक्ति के लिए. किसानों और मजदूरों का वर्ग युद्ध जारी करना न्यायसगत 
है, जिससे कि वे हमेशा के लिए समाज के परोपजीवी वर्गों को सहायता 
पहुँचाने के बोक से मुक्त हो सकते हैं !” 

उ०--नहीं | उनकी तरफ़ से मैं स्वय एक क्रान्ति कर रहा हूँ । 
हॉ, वह है अहिंसात्मक क्रान्ति (? 

प्र०--थुक्तप्रान्त में भूमिकर कम कराने के अपने आन्दोलन के 
द्वारा आप किसानों की «स्थिति में कुछ झुधार भल्ते ही करें, पर उस 
थद्धति के मूल पर आप आधात नहीं करते १” 

उ०-- हाँ । किन्तु सभी बातें एकसाथ हो भी तो नहीं सकतीं |” 

प्र०--“तब आप उनमें संरक्षकता का भाव कैसे पैदा करेंगे ! क्‍या 
उन्हे समझा बुकाकर १” 

3उ०--“कोरे शब्दों से समकाकर नहीं, बल्कि एकांग्र होकर अपने 
साधनों का व्यवहार करूँगा | कई लोगों ने मुझे अपने. समय का सबसे 
बड़ा क्रान्तिकारी कहा है। सम्भव है कि ऐसा न हो, किन्तु मैं स्वय भी 
अपने को भान्तिकारी मानता हँ--अहिंसात्मक क्रान्तिकारी | असहयोग 
मेरा साधन है। और तबतक कोई भी व्यक्ति धन-सम्रह नहीं कर सकता, 
जबतक कि उसे तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का स्वेच्छापूर्ण या बलात्‌ सहयोग 
न प्राप्त हो।”? 

प्र०-- पूँजीपतियों को संरक्षक बनाया किसने ! उन्हे कमीशन 
लेने का क्या हक है ! और आप वह कमीशन कैसे निश्चित 
करेंगे १? 


इस्लेंड मे महात््माजी | रेंड४ 


उ०--“उन्हें कमीशन लेने का हक है, क्योंकि पूँजी उनके क्ब्जे 
में है। उन्हे सरक्ञक किसीने नहीं बनाया है। मै उनसे संरक्षक बनने 
को कह रहा हूँ | आ्राज जो अपने को सम्पत्ति का मालिक मानते हैं, 
मैं उनसे कहता हूँ कि वे सम्पत्ति के सरक्षक बनें, अर्थात्‌ अपने 
खुद के हक से उसके मालिक बनें। मै उनसे यह नहीं कहूँगा कि 
वे कितना कमीशन ले, किन्ठ॒ जो उचित हो वही उन्हे लेना चाहिए | 
मिसाल के तौर पर जिस आदमी के पास १००) होंगे उससे मैं कहूँगा 
कि वह ५०) खुद रखकर बाकी के ५०) मजदूरों को दे दे । परन्तु जिसके 
पास एक करोड़ रुपया होगा उससे शायद मैं सिफ़ो १ फी सैकड़ा ही अपने 
लिए लेने को कहूँगा । इस प्रकार आप देखेंगे कि कमीशन की मेरी दर 
निश्चित नहीं होगी, क्योंकि उसका परिणाम तो घोर अन्याय होगा । 
“आमलोग ( सर्वसाधारण ) तो, जमींदारो और अन्य सुनाफेदारों 
को आज भी अपना शत्रु नहीं मानते । परन्तु इन वर्गों ने उनके साथ 
बोगिधामिवो णो जय किया है उसका मान उनमें जाणत का 
होगा | में आ्रामलोगो को यह नहीं सिखाता कि थे - 
पूँजीपतियों को अपना शत्रु माने, किन्तु मैं तो उन्हें यह सिखाता हूँ कि 
वे खुद ही अपने शत्रु हैं। असहयोगियों ने लोगों से यह कभी नहीं के 
कि अंग्रेज या जनरल डायर खराब हैं, किन्द॒यह कहना था कि वे इस 
पद्धति के शिकार हुए कि जो बुरी है। अतः नाश उस पद्धति का होना 
चाहिए, न कि व्यक्ति का । और यही कारण है, जो स्वतन्त्रता की अभि 
से प्रज्वलित जनता के बीच में ऑग्रेज अफ़सर ऐसी निर्मयता के साथ 
रह उकते हैं ।” 


१४ [ लन्दन की चिद्दी 


प्रण-- अगर आप पद्धति पर ही हमला करना चाहते हैं, तो फिर 
भारतीय और अंग्रेज पूंजीपतियो के बीच कोई भेद नहीं हो सकता | तब 
आप जमीदारों को कर देना क्यो नही बन्द करते ! ? 

उ०--“जमीदार तो उस पद्धति के एक ओंजार मात्र हैं अतः जब 
हम ब्रिटिश शासन से लड़ रहे हो तभी उनके खिलाफ भी आन्दोलन 
करें, यह जरूरी नही है | दोनों के बीच भेद किया जा सकता है| परन्तु 
फिर भी हमे लोगों को कहना पड़ा था कि वे जमीदारों को कर न दें, 
क्योकि उसी रकम में से जमीदार सरकार को देते हैं | किन्तु वस्घुतः 
जु्मादारों से खुद से हमारा कोई झगड़ा नही है, जबतक कि किसानों के 
साथ उनका बर्ताव अच्छा हो |”? 

प्र---“किसानो और मजदूरों को अपने माग्य का अपने आप 
निर्णय करने योग्य पूर्शृशक्ति प्राप्त हो, ऐसा ठोस कार्यक्रम आपके पास 
क्या है १” 

उ०--मेरा कार्यक्रम तो वहीं है, जिसे कि महासभा के द्वारा मैं 
अमल मे ला रहा हूँ | मेरा विश्वास है कि उसके कारण वर्तमान काल 
में किसी भी समय उनकी जैसी स्थिति थी उससे आज उनकी स्थिति कही 
बेहतर हुई है। यहा मे उनकी आर्थिक स्थिति की वात नहीं कर रहा 
हूँ, किन्ठु उनमे जो अपार जाणति और उसके फलस्वरूप अन्याय 
एवं लूट का प्रतिरोध करने की शक्ति आ गई है उसका जिक्र कर 
रहा हूँ ।” 

प्र०--“/किसानो पर जो पॉच अरव का कर्ज है, उसम से आप 
उन्हें किस प्रकार मुक्त करना चाहते हैं ?”? 


इग्लंड भे महात्माजी ] १४६ 


उ०--क़र्ज की ठीक रक्तम क्या है, यह कोई नहीं जानता । किन्तु 
वह कुछ भी हो, अगर महासभा के हाथ में सत्ता आई तो वह किसानों 
के कहे जानेवाले क़र्जें की मा उसी तरह जाँच करेगी, जैसे कि वह इस 
बात की जॉच पर जोर दे रही है कि शासन छोड़नेवाली विदेशी सरकार 
से शासन अहण करनेवाली भारतीय सरकार को कर्ज का कितना बोक 
स्वीकार करना चाहिए ।” 

९ ० मर ० 

ऐसा ही मजेदार जवाब गॉघीजी ने उस प्रश्न का दिया, जो कि 
उसके बाद उनसे पूछा गया | प्रश्न यह था कि आपने गोलमेज में 
देशी रियात्षतों की प्रजा के प्रतिनिधि रखने पर जोर क्यों नहीं दिया ! 
ओर अगर सघ-शासन के समय देशी रियासतो की प्रजा अपने हक़ 
स्थापित करने के लिए सत्याग्रह शुरू करे तो सघ-शासन की सेना उस 
विद्रोह को दवान म राजाओं को मदद करेगी या नही ! गाँधीजी ने इस 
पर कहा कि, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्याग्रह को दबाने के लिए मै 
सेना का उपयोग नहीं करूँगा, ओर न करने ही दूँगा, क्योंकि सत्याग्रह, 
मानव-जीवन का शाश्वत धर्म है और हिंसा जो कि पशु-धर्म है उसका 
बह सम्पूर्ण स्थान ले लेनेवाला है । जहाँ तक पहले प्रश्न से सम्बन्ध है, 
जिस परिपद्‌ की रचना में महासभा को कोई सत्ता प्रात नहीं थी उसमे 
किसी को भी शामिल करने की साग करने की न तो उन्हें छूट थी और 
न ऐसा करना महासभा की प्रतिष्ठा के ही अनुकूल था। अ्रतः उन्होंने 
कहा--“महासभा की ओर से मै कोई प्रार्थना नहीं कर सकता था, और 
न यह बात शोमा ही दे सकती थी कि जो महासभा सरकार के विदठ 


१४७ [ लन्दन की चिट्ठी 


सतत विद्रोही की स्थिति मे रही है वह किसी को भी परिषद्‌ में शरीक 
करने के लिए आरजू-मिन्नत करे |? 

हमारे यहां आने के कुछ ही दिन वाद एक चिट्दीरसा ( पोस्टमैन ) 
अपनी एक अजीब पुस्तक पर गाँधीजी के हस्ताक्षर कराने के लिए संकोच 
के साथ भमीरावहन के पास पहुँचा । इस 
पुस्तक मे पृष्ठो के जुदे-जुदे भाग किए गए 
थे, और उनमे सैनिक, राजनीतिजश, विद्वान, दवाभावी और परोपकारी, 
इस प्रकार सबके हस्ताक्षर ( उनके फोटो-सहित ) यथास्थान दिये गय 
थे | और जब हमे यह मालूम हुआ कि यह पुस्तक हस्ताक्षर कराने 
आनेवाले की नहीं, वल्कि एक ऐसे साहसी चिट्दीरसा की है, जिसने 
अपना जीवन भारत के कोढ़ियों की सेवा करने के लिए अपित कर दिया 
है, तो हम कुछ आश्रय हुआ । इसलिए, स्वमावतः ही इमारी इस ओर 
दिलचस्पी हुई ओर हमने श्री गुर से श्री कार्डिनल की प्रवृत्तियों के 
सस्वन्ध में पूछा, जो कि भारत मे सैनिक वनकर आए थे किन्तु जिनके 
सन मे भारत के कोढ़ियों की सेवा की प्रेरणा हो गई थी | हस्ताक्षर प्रास 
करने और हमारे साथ सम्बन्ध स्थापित करने के बाद श्री गुर कभी-कभी 
हमारे पास आते और इज्जलेंड की पोस्टल-यूनियन की प्रवृत्तियों का हाल 
सुनाते और यूनियन के अन्तर्राष्ट्रीय मुखपत्र दि पोस्ट! की प्रतियाँ मेजते 
थे। उन्ही के प्रवत्न से यूनियन के प्रधान कार्यलिय में इस सभा की 
योजना की गई। 

उनके कार्यालय, उनके सभा-भवन, उनके समा-सद्बालन के तरीके 
और उनके भाषणों से आपको एक क्षुण के लिए.भी यह सदेह न होगा कि 


ब्रिटिश पोस्टल यूनियन 


इस्लंड मे महात्मान्ी श्ष्य 


वह चिहीरसा हैं। किन्तु वह सच्चे प्रामाशिक चिह्दीरसा हैं, जो अपना 
काम करते हैं और उसके बाद समय निकालकर न केवल अपने देश के 
मामलों में ही पत्युत हमारे जैसे पददलित राष्ट्र के प्रश्नों मे भी दिलचस्पी 
रखते हैं| उनकी ओर हमारे देश के, गॉधीजी के शब्दों में, अत्यन्त 
छोटी तनख्थाह वाले अ्रज्ञान और अत्यन्त भारी क्राम के बोर के नीचे 
दवे हुए? चिट्ठीससाओं की कुछ तुलना ही नहीं हो सक्रती | कारण स्पष्ट 
है। वह एक ख्तत्न राष्ट्र के निवासी और हमारे चिट्टीस्‍सा एक गुलाम 
देश के वासी हैं, ओर उनके बीच जो भारी अन्तर है उसका परिचय 
कराने के लिए गांधीजी ने उन्हें बताया कि भारत की औसत आय का 
जितना गुना वेतन बाइसराय को मिलता है चिट्ठीस्‍्सा क्री आय का 
उत्ता ही गुना वेतन पोस्टभास्टर जनरल को मिलता है । ऐसी दशा में 
भारत के चिट्टीरसा 'ढि पोस्ट! जैसा सर्वाइ-पूर्ण साताहिक पत्र निकाले, 
अथवा ऐसा भव्य कार्यालय रखकर यूनियन अथवा सद्न स्थापित करे, 
अथवा भारत में कोढ़ियों के लिए. चन्दा ठेकर अ्रस्पताल जारी करे, 
इसकी स्तन मे भी आशा नहीं करी जा सकती। गाँधीजी ने फहा-- 
“भारत में एक पोस्टमेन्स यूनियन है और महासभा के अध्यक्ष उसके 
प्रेसीडेश्ट हैं । किन्तु यह यूनियन स्वभावतः ही केवल उनकी शिकायतें 
सुनाने का ही काम करती है |” 

यद्यपि इम पकार की त्तीम असमानता देखकर स्वतन्त्रता की भूख 
बढ़ती ह. ओर जबतक वह मिल नहीं जाती तवतक 
शान्त न ब्रैठने का निश्चव अधिकाधिक दृढ़ होता 
है, फिर भी उससे इस्लेंड के चिह्दीरमा जो बड़ा काम कर रहे हैं उसके 


सैमिक से दानी 


# 
प्र? 
९, 


१४६ लन्दन का 


और भारत के चिट्ठीस्‍सा, भारत के कोढ़ी अस्तालों तथा गाँधीजी के 
इस्लेंड के कारय के सम्बन्ध मे कुछ कहने के लिए. उनको आमन्त्रण 
करने के उनके विनय के प्रति आँखें मीच लेना उचित नहीं । भी काडि- 
नल, जिनपर भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराण, भारत के वीर और 


वीराज्ननाओं तथा मारत के पर्ववोी और नदियों तक का भी अनिवार्य 


असर होता है, कहते थे कि यद्यपि वह भारत में नैंनिक की तरह रहे, 
फिर भी उन्होने अपनी आँखें खुली रक्‍्खीं और जबसे उन्होने इलाहाबाद 





धर 


में एक कोढ़ी को देखा, तभी से उसका उनके द्विल पर इतना गहर 
असर हुआ कि उन्होंने अपने-आपको भारत के कोट़ियों की सेवा के लिए 


हर 


अपित कर देने का निश्चय कर लिया | इस्लेंड वापस लौटने पर उन्होंने 
चिट्दीरसा की नोकरी की और मित्रों के खामने अपना अनुमव बताया 
और इग्लेंड के चिह्ीरसाओ के चन्दे से उन्होंने मदुरा में कोढ़ियों का 
एक अस्पताल खोला । इसके बाद पोस्टल-विमाग ने उन्हे दो बार तीन- 
तीन महीने की छुट्टी दी और उन्होने अपनी देख-रेख में उस अत्पताल 
का इतना विकास किया कि आज उसने एक्र बड़े भाव कात्सा रूप 
किन्तु भारत के कोढ़ियों की सेवा नहीं छोड़ी 
रसाओ के स्वेच्छापूर्वक किये गये दान से के काम को 
अब भी कर रहे हैं| 

भारतीय चिह्चोर्साओ के प्रति मी यूनियन की विलचस्पी झला देने 
योग्य नहीं है। बच्चपिं उसे अन्तर्राठ्रीय यूनियन से सम्बन्ध जोड़ने की 


बे 


इजाजत नहीं दी गई हू, फिर भी अध्यकछ ने बताया कि उसका दृष्टि कोश 


इस्लैड मे भह्ात्माजी १४७ 


तो अन्तराषट्रीय ही है। और उन्हे आशा है कि एक दिन ऐसा अआवेगा, 
जब कि उनकी यूनियन ससार-यापी यूनियन का एक अग होगी। इस 
यूनियन के सदस्यों की सख्या १,००,००० है और उसके ( अन्तर्राष्ट्रीय 
तथा स्थानीय ) पत्र सब सदस्यों में बॉटे जाते हैं । 

उनकी इस प्रचुर सगठन-बुद्धि और उक्त परोपकारी कार्य की सराहना 
के लिए ही गॉधीनी ने उनके साथ एक सायड्डाल बिताना तुरन्त स्वीकार 
कर लिया और भारत के प्रति उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए 
उन्होंने स्पष्ट और ताहश भाषण में स्वातन्त्य-युद्ध की विशेषताश्रों का 
उन्हे परिचय कराया | 


लन्दन से बाहर 


विचेस्टर की यात्रा तिगुनी सफल हुई, क्योकि इसमे इस्तेंड के तीन 

अग्रगण्य पुरुषों से--चिचेस्टर के विशप श्री बेल, केनन कैम्पबेल और 
औैज्चेस्टर गार्जियन! के भूतपूर्व सम्पादक श्री स्कॉट से--परिचय हुआ। 

गाँधीजी की तीनो के साथ लम्बी और खुले दिल से बातचीत हुई ' 

आर ये सब स्वय गॉधीजी से मारत की स्थिति समझकर प्रसन्न हुए | 

पहले मिले हुए अनेक पादरियों से विश॒प सर्वथा जुदी तरह के पादरी 

हैं | उनमें आगे बढ़ा हुआ धर्म का 'दिखाव? ज्ञरा भी नहीं है। उनके 

साथ किसी भी विषय की बातचीत करने पर वह 

उसपर अस्पन्त कुशलता के साथ बोलते है और 

जिस अनासक्ति के साथ बोलते हैं उम्तसे कई वार हम चक्कर में पड़ जाते 

हैं। ऐसा प्रतीत होता है, मानो उन्होंने प्रत्येक वस्तु के विषय में अपना 

मत बना रखा है और अपने साथ किसी वात में मतभेद हो तो वह 

आपको यह अनुभव न होने देंगे कि उनका आपसे मतभेद है | वह 

अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति हैं और शासन के कार्यों को बड़ी कुशलता 

के साथ पूरा करने की क्षमता रखते हैं | कोई सहसा यह खयाल करता 

है कि उन्होंने यह धन्वा पसन्द करने मे भूल की है: किन्तु उसके इस 


चिचेस्टर के बिशप 


इग्लड मे महात्माजी | घर 


खयाल की भूल तुरन्त ही समझ मे थ्रा जाती है। उनकी प्रत्येक बात 
' में, जो बह कहते हैं या करते हैँ, आध्यात्मिकता का गहरा प्रवाह बहता 
है, और उनका जीवन इतना सादा है कि केनन कैम्पबेल के शब्दों मे 
हमारे व्रिशप जितने अपने महल में सुखी हैं, उतने ही फोपड़े में भी 
होंगे ।! कई वर्ष तक वह ऑॉक्सफ़ोर्ड के एक कालेज में श्रध्यापक थे, 
ओर जिस कालेज के लाई इर्विन विद्यार्थी थे, उसीके वह भी विद्यार्थी 
ये | लार्ड इर्विन ओर इसी तरह अन्य अनेकों अ्ग्रगश्य पुरुषों के साथ 
उनका सम्बन्ध है और मैं कह सकता हैँ क्रि उनके साथ गॉधीजी ने 
जितने घर्टे विताये, उसका एक मिनट भी व्यर्थ न गया। अत्यन्त 
आत्म-विश्वास के साथ उन्होंने मुझसे कहा--मैं यह मानने के लिए 
तैयार नहीं कि श्रह्प श्रख्यक जातियों के प्रश्न पर परिषद्‌ हूट जायगी । 
कल रात को अनेक पादरियों ने गाधीजी मे कई प्रश्न पूछे थे। एक जने 
ने जब कहा, में आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का निर्शशर भारत में होगा, 
तब ग्ाधीजी ने कहा कि इस प्रश्न का निपटारा यहीं करने का मेरा 
निश्चय है। में समझता हूँ कि वह ऐसा ही करेंगे। उनका आशावाद 
पोला नहीं है ।? इतना कहकर वह फिर बोले, “गांधीजी के साथ भेरी 
कई बहुमूल्य बातें हुईं हैं; और एक सामान्य व्यक्ति जितना समझ सकता 
है, उतना मैने उनसे समझ लिया है | किन्तु मुझे भय है कि कितने ही 
लोगों के विषय में जितना शद्धित होना चाहिए, वह उससे कही श्रध्िक 
शद्ठित हैं । मुके पूरा विश्वास # कि झंग्रेंज यदि भारत को छोड़कर चके 
जायें तो वहा अराजकता और सार-काट मच जायगी यह भय निराधार 
और अजानजन्य है; किन्तू मैं आपको विश्वास दिलाता हैँ. कि सचमुच 


श्प्रे [ लन्दन से बाहर 


ऐसा भय लगता है और इसलिए कया भावी शासन-विधान में इस भय 
' को दूर करने के लिए. रक्खी जा सकने योग्य कोई योजना द्वेँढ निकालने 

का प्रयत्न नहीं किया जा सकता १?” 

गाधीजी के साथ उनकी लम्बी बातचीत हुई और यदि सम्बन्धित 
व्यक्तियों पर परिषद्‌ के बाहर का कोई व्यक्ति असर डाल सकता हो, तो 
बिशप निश्चय ही वह डाले बिना न रहेगे । 

मैने कहा, “किन्तु मान लीजिए कि यदि कुछ भी न हुआ तो भी 
इस यात्रा से इलेंड और भारत एक-दूसरे को निश्वय ही अधिक अ्रच्छी 
तरह समझ सकेंगे और |[शान्तिवादियों को तो उनके काम में इस 
मुलाकात से बहुत अधिक सहायता मिलेगी |”? 

मेरी बात के अथम अश के विषय मे उनका निश्चय था; किन्तु दूसरे 
अश के विषय में नहीं। उन्होने कहा, “मुलाकात का परिणाम इससे 
अधिक कुछ क्‍यों न हो? और यदि परिणाम अधिक न हो, भविष्य 
अनिश्चित है । हम जानते हैं कि मचूरिया में कुछ करना चाहिए, फिर 
भी हम क्या कर सकते हैं! मेरा यह प्रूर्ण निश्चय है कि यदि यहा 
किसी प्रकार का समझोना न हो और इससे भारत में कुछ घटना घटित 
हो तो हमे कुछ करना चाहिए। किन्तु मुझे; सन्देह है कि हम इतना 
साहस दिखा सकेगे | में नहीं समसूता कि शान्तिवादियों को वास्तव में 
क्या करना चाहिए, इसका वे निर्णय कर सकेंगे |? इस आफत का 
मुकाबला करने की अपेक्षा इसे टाल देने के लिए वह अधिक चिन्तित 
दिखाई देते थे । 

मैने पछा--“अआ्रज अग्रगण्य शान्तिवादी कौन हैं १” उन्होंने 


इग्लेंड मे महात्माजी ] १प४ 


तुरत ही अलबर्द स्विटुजर और रोम्यारोलॉँ का नाम लिया | डा० स्वि- 
टूजर की हाल ही की पुस्तक के सम्बन्ध में बहुत-कुछ बात करने के बाद 
उन्होने कहा--“वह एक मारी मैतिक शक्ति है| जब मैं पहली ही बार 
उनसे फ्रास में मिला तब उनके कार्ड पर 'डाक्टर ऑफ मेडीसिन', 'डा० 
आफ विश्यॉलॉजी', और डाक्टर ऑफ़ म्यूजिक” पदविया देखकर मुझे 
आश्चय हुआ। इतनी पदवियां प्रास करने के बाद उन्होंने निश्चय 
किया कि उनका काम अफ्रीका के जड़लों में खतरे और मौत के बीच में 
है। और यह ख़तरा और मौत भी ऐसा, जिसमें जरा भी आकर्षण 
नहीं ।” यह कहकर विशप ने डा० स्विट्जूर के स्वार्थत्याग का बीस 
प्रदर्शित किया। अंग्रेज शांतिवादियों में उन्होंने डा० सॉडरॉयडन, 
आथेर पॉनसानबी श्रौर शांति-संघ के सदस्यों के नाम बताये | उन्होंने 
बिना किसी सड्लोच के कहा कि “एच० जी० वेल्स और वर्ट्रेएड रसल 
शांतिवादी हैं; किंतु हम जिस नैतिक शक्ति की कल्पना कर रहे हैं, वह 
उनमें नहीं है !” न्‍ 
केनन कैपबेल दूसरी प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनके हृदय को जान 
लेना कुछ भी कठिन नहीं। उनकी विद्वतता और सस्कारिता पहाड़ी 
मरने की तरह बह निकलती है| उनके जैसे प्रसिद्धि- 
प्रात्त महान्‌ उपदेशक्र का जितना गहन अ्रध्ययन होना 
चाहिए उतना गहन और विशाल उनका श्रध्ययन है और पूर्व और 
परिचम के तत््वजान में उन्हें कई समानताये दिखाई दी हैं। कविवर 
रवीद्रनाथ ठाकुर के लेखों का उनके हृदय पर स्थायी असर पड़ा है, 
. और यश्ञपि कुछ वर्षों पहले वह उग्र वाद-विवाद खड़ा करके धर्मशाल्तियों 


केनन कैम्पबेल 


श्प्घ [ लन्दन से बाहर 


पर कठोर आघात कर चुके हैं, किन्तु फिर भी उनका हृदय शानन्‍्त, 
चिन्तनशील जीवन के लिए छटपटाता है। स्वराज्य? का मूल समर लेने 
के लिए; वह बहुत उत्सुक थे, और जब गाधीजी ने कहा कि उसका मूल 
आत्मशुद्धि और अत्मबलिदान है, तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने 
कदा--“यही सब धर्मों का सार है ।” वह आधुनिक विज्ञान के विनाश 
साधनों” से उकता गये हैं और वह यह अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के 
प्रत्येक व्यवहार में अर्थ और काम की दृष्टि होना ही हमारी सब आपदाओ 
अथवा रोगों की जड़ है। भारत के आदोलन के सम्बन्ध में उनके हृदय में 
गहरी-से-गहरी सहानुभूति है। यह कहने मे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि 
गाधीजीके साथका उनका परिचय आत्माके साथ आत्मा का ही परि्चिय था | 
पत्रकारों के महारथी श्री स्कॉट की मुलाकात तो स्वय गांधीजी के 
शब्दों में एक तीर्थयात्रा की तरह थी | ५० वर्ष तक 'मेज्चेस्टर गार्जियन 
के सम्पादक-पद का उपभोग करके ८३ वर्ष की अवस्था 

में सन्‌ १६२६ में उससे मुक्त हुए। इस समय उनकी 

अवस्था ८५ वर्ष की है, किन्तु हमने उन्हे अपना ओवरकोट लेने के लिए 
नसैनी पर से जिस हृढ़ता और स्थिरता के साथ चढ़ते-उतरते देखा उस 
से ऐसा प्रतीत हुआ, मानों उनमें अ्रभी उत्साह तो २० वर्ष के नवयुवक 
जैसा है। जीवन-भर के परिश्रम के पश्चात्‌ मिला हुआ विश्गम वह 
इज्चलैंड के दक्षिणी किनारे पर बोगनोर में अपनी बहन के घर में बिता 
रहे हैं । सम्राद ने अपनी पिछली बीमारी के बाद का समय यहां बिताया 
था, तब से बोगनोर को विशेष प्रसिद्धि मिल गई है | यहां हम श्री स्कॉट 
तथा उनकी बहन से मिले। उनकी बहन की अवस्था ६७ वर्ष की है, 


श्री स्कॉट 


इंस्लेंड में महात्माजी श्घ्क 


फिर भी उसकी सब शक्तियां अखणिडित हैं, उनके चेहरे पर ज्षरा मी सुर्री 
नहीं पड़ी हैं, केवल त्वमावतः ही सुनाई कुछ कम देने लगा है। ऐसा 
प्रतीत हुआ, मानों सब॒वातों मे उनकी दिलचसी है। गाघी नी की मेंट 
को वह अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना समझती थीं। हम रवाना 
होने लगे उस समय गांधीजी ने उनसे कहा--“मुझे आशा है क्रि मेरे 
उद्देश्य के अति आपकी शुभ कामनाएँ हैं ।/ इसपर उन्होने प्रेम पूर्वक 
कहा-- हाँ, हाँ, अवश्य !”? 
श्री स्कॉट के साथ याँधीजी की लम्बी बातचीत हुई। गाँधीजी उनके 
साथ वक-वितक अथवा वाद-विवाद करके उन्हें किसी प्रक्रार ठंग नहीं 
करना चाहते थे | ज्यों ही वृद्ध स्कॉट उनका स्वागत करने के लिए 
आगे आये, याँधीजी ने उनसे कहा, "यह तो केवल तीर्थयात्रा है। 
शलतफहमी और विपरीत प्रचार के विरुद्ध आपके पत्र ने अपूर्व काम 
किया है और मैंने सोचा कि और कुछ नहीं तो फेवल कृतबताअदर्शन 
के लिए ही तुझे आपसे मिलना चाहिए ।” भी र्कॉट याँधीजी को अपने 
धर के पिछले माग के, चारों ओर ते चूर्व-परकाश अच्छी वरह आ सके 
इंस प्रकार बनाये गये, कांच के कमरे मे ले गये और वहाँ दोनों जदे 
बाते करने लगे। मै और चाली एण्डरुज़ वरावर के कमरे में से देखते 
और बातें सुनते थे । ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री स्कॉट वर्तमान घदनात्रों 
से अच्छी तरह परिचित थे। गाँधीजी ने यहाँ एक सभा से कहा था हि 
सब मिलाकर परिणाम में अंग्रेज़ी राज्य मारत के लिए हिंतकर सिंद 
नहों हुआ | इसलिए श्री स्कॉट ने पूछा--'क्या आए नहीं मानते कि 
भारत में जो एकता है, वह अंग्रेजी शासन के ही कारण है ?” गाघीडी 


) 


हर 


हि | 


१५७ [ लन्दन से बाहर 


ने कहा--हाँ, यह एकता अंग्रेजी शासन ने हमारे सिर पर थोपी है| 
नतीजा यह हुआ है, जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं, कि आन-वान 
का प्रसग आने पर असंख्य विनाशक शक्तियां उद्भूत हो जाती हैं। 
मेरी इस बात से श्री मैकडोनल्ड चिड़ गये थे; किन्तु मेरा यह पूर्ण 
विश्वास है कि यदि परिषद्‌ में भारत के चुने हुए सच्चे प्रतिनिधि होते तो 
साम्प्रदायिक प्रश्नो का निपयारा होने में कुछ भी कठिनाई न होती | 
अ्रभी तो, जैसा कि सर अलीइमाम ने कहा था, प्रत्येक प्रतिनिधि प्रधान- 
मन्त्री की इच्छानुसार यहाँ आ सके है। और मान लीजिए कि राष्ट्र ने 
चुनकर भी इन्ही व्यक्तियों को भेजा होता, तो आज उन्होंने जो ढग 
अखि्तियार कर रक्खा है, उस समय उन्हे इससे अधिक जिम्मेदारी का 
तरीका अखितयार करना पड़ता | सच बात तो यह है कि छोटी छोटी 
हास्यास्पद अल्प-सख्यक जातियों में से व्यक्ति पसन्द कर लिये गये हैं, 
वे उन जातियों के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, ओर वे चाहे जितने रोड़े 
अटका सकते है |? हु 

किन्तु सब दलील मैं यहाँ न दे सकूँगा और सच तो यह है कि, 
जैसा कि पहले कह चुका हूँ, श्री स्कॉट के सामने उन्होंने दलील के तौर 
पर कुछ रखा ही नही। उन्होने घटनाओं से परिपूर्ण भूतकाल का विचार 
किया, 'मिठास और तेज से पूर्ण सुन्दर काली आखोवाले' ग्लैडस्टन और 
सदैव के लिए इतिहास पर अपनी राजनीतिशञता की छाप विठा देनेवाल्ते 
कैममबेल वेनरमेन जैसे व्यक्तियों की, ओर दक्षिण अफ्रीका का विधान 
बनाते समय उन्होंने जो बड़ा हिस्सा लिया उसकी याद की और ऐसे वीर 
युरुषों के लिए आह भरी | 


२५ 


ईटन एक तरह अ्रनुदार दल का, अथवा, अधिक स्पष्ट शब्दों मे 
कहै तो, साम्राज्यवादियों का सुदृढ़ दुर्ग है, जहाँ पर मध्यव्ग के बालकों 
को रेवरेश्ड पेपिलोन के शब्दों में “भूमि पर 
अधिकार करने, वहा के जड़ली लोगों पर 
शासन करने और साम्राज्य-निर्माण करने में 
पौरुष बताना” सिखलाया जाता है | ईटन का सार्वजनिक स्कूल, साढ़े 
चार शताब्दियां हुईं, इग्लैंड की प्रगति श्रौर खुशहाली का श्रेंग बन रहा 
है।” ईटन के लिए यह गौरव की बात है कि उसने इग्लैंड को ग्लैडस्टन, 
सेलिसबरी, रोजबरी और बालफोर जैसे प्रधानमन्त्री दिये और भारत को 
वेलेस्ली, मेटकाफ़, ऑकक्‍्लैंड, एलिनबरो, कैनिंग, एलूगिन, डफरिन, 
लैन्सडाउन, कज़ेन और इर्तिन जैसे वाइसराय और बहुत से गवनर 
भेजे | उनकी ईटन की शिक्षा के विषय में यह बात गवपूर्वक कही जाती 
है कि इस शिक्षा का ही कारण था कि “उन्होने कई बार तो जीवन को 
खतरे में डालकर और प्राण तक गेवाकर इस विशाल देश का कारवार 
चलाने में सहायता की है ।” चेलिंग्टन, रॉबर्ट् स, और बूलर जैसे बड़े-बढे 
सैनिक सब ईटन के थे और ईटन-निवासी को यह सिखाया जाता है कि 


भावी सा प्राज्य-विधायकों 
के बीच 


१६ [ लन्दन से बाहर 


“जहाॉ-जहाँ युद्ध मे इंग्लैएड का फडा फहराया गया हे, वहाँ-वहाँ अनेकों 
ईटोनियनों ने स्वदेश के लिए, अपने ग्राणों की आहुतियां दी हैं |” ईटन- 
उत्साही एक सज्जन का तो कहना है--“ईटन ग्रति-दिन एक महापुरुष 
तैयार करता है, और देश के भावी इतिहास के लिए सामग्री देता है !”? 

जहा इग्लैण्ड के उच्चवर्ग के वालकों को इस परम्परा के आधीन 
शिक्षित किया जाता है, वहा बढ़े विद्यार्थियों को गॉघीजी जैसे साम्राज्य 
के बाग़ी को आमन्त्रित करने और स्कूल के हेडमास्टर को अपने पांच- 
सौ वष पुराने महल मे उन्हे ठहराने की इजाज़त देना कुछ आसान 
काम न था| इस आमन्त्रण और हेडमास्टर के अत्यन्त सौजन्यपूर्ण 
आतिथ्य के लिए ऋृतज्ञ होते हुए. भी मेरा खयाल है कि यह कहना ठीक 
होगा कि इस आसनन्‍्त्रण का उद्देश्य भी बालकों को साम्राज्यवाद का ही 
एक अधिक पाठ देना था | ईटन के बालकों के लिए लगभग २५,००० 
पुस्तकों का एक वृह्त्‌ पुस्तकालय है; किन्त॒ भारत का जो इतिहास उन्हें 
सिखलाया जाता है, वह तो वही प्रचलित इतिहास है और कदाचित्‌ इस 
निमनन्‍्त्रणु का उद्देश्य भी यही बताना था कि भारतवासी भारत का 
शासन चलाने में असमर्थ हैं ओर इसलिए उसे अब भी इंग्लैण्ड के ही 
मातहत रहना चाहिए; | हम क्लब के ४० विद्यार्थियों से मिले, और उनके 
सामने भाषण देने की अपेक्षा गाधीजी ने उनसे प्रश्न पूछने और खुले 
दिल से बातचीत करने के लिए कहा | किन्तु उनके पास तो एक ही 
प्रश्न था अथवा अधिक स्पष्ट शब्दों में दो प्रश्न थे; और ऐसा मालूम 
होता था, मानों उस जादू के दायरे से बाहर इधर-उधर हवने से उन्हें 
रोक दिया गया है। 


इस्लैंड मे महात्माजी ] १६० 


सभापति ने कहा-“शौकतश्रली ने मुसलमा नो का पक्त हमें समझाया | 
आप हमें हिन्दूपत्ष समसावेगे ?” और जब गाघीजी ने विद्यार्थियों से 
प्रश्न करने के लिए कहा तो एक लड़के ने यही प्रश्न दु्दराया | ईस्ट- 
एड के ग़रीब बालक और यहा के लड़कों में कितना अन्तर है ! उन 
बालको ने तो गांधीजी से उनके घर, पोशाक, चप्पल और भाषा के 
सम्बन्ध में ढेरों प्रश्न पूछ डाले, और यहाँ के बालक निश्चित प्रश्न के 
सिवा कुछ न पूछ सके ! किन्तु उन ग़रीबों को कही साम्राज्य विधायक 
थोड़े ही होना था | 

कुछ भी हो गॉधीजी ने यह चुनौती स्वीकार करली और इसका ऐसा 
उत्तर दिया, जिसके लिए वे लोग तैयार न थे | मै यहाँ उसका केवल 
साराश देता हूँ । 

“आपका इस्लैंड मे बडा स्थान है। आप लोग भविष्य में प्रधान- 
मत्री ओर सेनापति बनेगे और इसलिए इस समय जब कि आपका 
बरेतो चओर चरित्र-निर्माण हो रहा है, और आपके हृदय में प्रवेश 

कर सकना आसान है, मै उसमे प्रवेश करने के लिए 
उत्सुक हूँ । आपको परम्परा से जो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसके 
विपक्ष में मै आपके सामने कुछ हक़ीकते रखना चाहता हूँ । उच्च श्रधि- 
कारियो मे मै अ्रश्ञान देखता हूँ । अशञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं, 
प्रत्युत ग़लत बातों पर निर्धारित ज्ञान है। इसलिए मैं आपके सामने 
सच्ची बातें रखना चाहता हूँ, क्योकि मै आपको साम्राज्य का निर्माता 
नहीं प्रत्युत उस राष्ट्र के सदस्य मानता हूँ, जिसने अन्य राष्ट्रों को छूठना 
छोड़ दिया हो और जो अपने शख्र-बल के आधार पर नहीं, प्रत्युत नैतिक 


१६१ [ लन्दन से बाहर 
बल_से संसार की शाति का रक्षक बना हो | इसलिए मैं आपसे कहना 
चाहता हूँ कि कम-से-कम मेरे लिए कोई हिन्दू पक्त नहों है, क्योंकि अपने 
देश की स्ववत्रता के विषय में जितने हिन्दू आप हैं, में उससे अधिक 
नहीं | हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने हिन्दू-पक्त पेश किया है । ये प्रति- 
निधि हिन्दू मनोबृत्ति के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, किन्तु मेरे 
विचार मे, उनका यह दावा उचित नहीं। वे इस प्रश्न का राष्ट्रवादी 
निणंय पसन्द करेंगे, वह इसलिए नहीं कि वे राष्ट्रवादी हैं, प्रत्धुत इस- 
लिए कि वह उनके अनुकूल है। इसे मैं विनाशक नीति कह्टता हैँ, और 
उन्हें समझाता हूँ कि वे बड़ी बहुमति के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हे मुक 
कर छोटी जातियाँ जो मांग रही हैं, वह दे देना चाहिए । इससे बातावरण 
जादू की-सी तरह साफ़ हो जायगा । हिन्दुओं का व्यापक समुदाय क्या 
सममभता है और कया चाहता है, इसका किसीको कुछ पता नहीं; किन्तु 
मै इतने वर्षों से उनके बीच मे फिरते रहने का दावा करता हैं, इसलिए 
में ख़याल करता हूँ कि वे ऐसी निकम्मी बातो की ज़रा भी परवा नहीं 
करते | व्यवस्थापक सभाओं में अपने स्थानों और सरकारी झोहदो के रूप 
में इकड़ों के प्रश्न पर वें जरा भी अशान्त नहीं होते | साम्प्रदायिकता 
का यह होआ अधिकांश में शहरों मे ही है, और ये शहर कोई भारत 
नहीं है, प्रत्युत लन्दन और अन्य पाश्चात्य शहरो के ब्लॉटिंग-पेपर 
(स्ाह्दी-चूस) हैं और जान में व अनजान मे याँवों का शिकार करते हैं, 
और इंग्लैएड के दलाल बनकर इन गाँवों को लूटने में आपके एजेन्ट 
की तरह काम करते हैं। भारत की स्वतन्त्रता के जिस प्रश्न को ब्रिटिश 
मन्त्रिगण जानवूक कर ठालते रहते हैं, उसके सामने इस साम्प्रदाविक 


इस्लैण्ड'मंहात्माजी श्द्र 


प्रश्न का कुछ भी महत्व नहीं है। वे इस, बात को भूल जाते हैं कि 
असन्तुष्ट और बागी भारत को वे अधिक दिन तक अपने पजे मे न रख 
सकेंगे। अवश्य ही हमारी बग़ावत शान्ति अर्थात्‌ अहिंसात्मक है, फिर 
भी वह बग़ाबत तो है ही। जो रोग इस समय जाति के कुछ भागों को 
क्षीण कर रहा है, उसकी अपेक्षा भारतवर्ष की स्वतन्त्रता. कही अधिक 
उच्च वस्तु है, और यदि शासन-विधान-सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा सन्तोष- 
जनक हो जायगा, तो साम्प्रदायिक अनैक्य तुरन्त ही ग़ायब हो जायगा | 
जिस छण विदेशी फच्चर हट जायगी, उसी क्षुण जुदा हुई जातियां आयउस 
में मिले बिना रह नहीं सकती | इसलिए हिन्दू-पक्ष नाम का कोई पक्ष है ही 
नहीं, और यदि कोई हो भी तो उसे छोड़ देना चाहिए | यदि आप इस 
प्रश्न का अ्रष्ययन करेंगे, तो आपको इससे कोई लाभ न होगा, और 

जब आप इसकी उत्तेजनात्मक तफसीलों मे उतरेंगे, तब बहुत सम्भव है 

आप यही ख़याल करेंगे कि हम टेम्स नदी मे डूब मरे तो अच्छा । 

“जब मैं आपसे कहता हूँ कि साम्प्रदायिक प्रश्न की कोई बात नहीं 

और आपको उससे जरा भी चिन्तित होने की जरूरत नही, आपकी मेरी 

इस बात को ईशर-पेरित सत्य की तरह 
मान लेना चाहिए। किन्तु बदि: आप 
इतिहास का अध्ययन करें, तो आप इस बड़े प्रश्न का अध्ययन करें कि 
किस प्रकार करोड़ों व्यक्तियों ने अहिंसा को अहण करने का निश्चय किया 
और किस प्रकार वे उसपर टिके रहे | मनुष्य की पाशविक बृतिं का, 
जगली नियमों का अनुसरण करनेवाले व्यक्तियों का अध्ययन न करो,वरस्न, 
अभ्यास करो मनुष्य की आत्मा के वैमव का-। साम्प्रदायिक प्रश्नों में 


आध्यात्मिक बनाम पाशविक 


१६३ - . [ लन्दन से बाहर 


उलमे हुए. व्यक्ति पागलखानों मे पड़े हुए लोगों की तरह हैं। किन्त॒ 
आप जो लोग अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए किसीको चोट पहुँचाये 
बिना अपने प्राणों की आहुतिया- देते हैं, उनका श्रध्ययन करें, उच्च- 
कोटि के मनुष्य का, आत्मा की पुकार और प्रेम-घर्म का अनुसरण करने 
वाले व्यक्तियों का अध्ययन करे, जिससे आप जब बडे हों, तब अपनी 
विरासत को सुधार सके | आपका राष्ट्र हम पर शासन करता है, इसमे 
आपके लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती | ऐसा कभी नहीं हुआ कि 
गुलाम को बाँधनेवाला स्वय कभी न बेंधा हो, श्रोर दूसरे राष्ट्र को गुलामी 
मे रखनेवाला राष्ट्र स्वय गुलाम बने बिना नहीं रहा। इज्धलेड और भारत 
के बीच आज जो सम्बन्ध है, वह अत्यन्त पापपूर्ण सम्बन्ध है, अस्वा- 
भाविक सम्बन्ध है; और मै अपने काम में जो आपका शुभाशीर्वाद 
चाहता हूँ बह इसलिए कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का हमारा स्वाभाविक 
हक्त है, वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमने जो तपस्या की है 
ओर जो कष्ट सहे हैं उनके कारण हमारा यह अधिकार ढुगुना हो गया 
है | मैं चाइता हूँ कि आप जब बड़े हो, तब अपने राष्ट्र को लुटेरेपन के 
पाप से मुक्त करके उसकी कीर्ति में अपूर्व वृद्धि करें और इस प्रकार 
मानवजाति की प्रगति में अपना भाग दे [” 
दूसरा प्रश्न यह था कि जब ऑग्रेज भारत से चले जायेंगे, तो लुटेरे 
राजाओं के सामने भारत की क्या दशा होगी ! गाँधीजी ने इन नवयुवकों 
को विश्वास दिलाया कि राजाओं की ओर से हमें कोई मय नहीं है, और 
यदि वे दुःखदायी हुए भी तो अंग्रेजों की अ्रपेज्ञा उनसे समक्त लेना कहीं 
आसान होगा / उनकी दुरबलताये ही उन्हे किसी प्रकार की शरारत करने 


"इस्लेंड-में महात्माजी ] १६९४ 


से बाज रखेगी। भारत का गौरव अंग्रेजों को भारत से निकाल देने में 
नहीं, प्रत्युत उनका दृदय परिवर्तन कर उन्हें लुटेरे से मित्र बनने और 
आवश्यकता के समय भारत के सम्मान की रक्ता करने के लिए वहीं 
*खने में होगा । न 
इस मुलाक़ात का विद्यार्थियों के हृदय पर क्या असर हुआ, इसका 
$छ पता नहीं । क्िन्तु यह मेरा विश्वास है कि इस मुल'क्तात से उनकी 
बुद्धि पर जो आधात पहुँचा है, उसे वे जल्दी मूल नही सकते। सुनसुन 
कर प्राप्त किये हुए ज्ञान की अपेज्ञा सजीब व्यक्ति का ससर्ग अ्रनन्तगुना 
बहुमूल्थ है और ग्रेमपूर्ण सम्मिलन के स्रष्ट प्रकाश के आगे ग़लतफइमी 
का कोहरा अक्सर इट जाता है। तत्काल हृदय-परिवर्तन का एक उदाहरण 
यहा देता हूँ। मीरा बहन की भारतीय पोशाक और गॉधीजी के प्रति 
उनकी शिष्यवृत्ति देखकर वहा की कुछ महिलाओं के हृदयों को गहरी 
चोट पहुँची । ये बहनें इस बात को मानने के लिए तैयार ही न थीं कि 
सीरा बहन श्रेंग्रेज हैं। जब मौरा बहन ने कहा कि वे केवल एडमिरल 
स्लेड,क्ी पुत्री ही नहीं,वरन्‌ उनके एक निकट-सम्बन्धी डा० एडमणड बार 
ईटन के प्रसिद्ध विद्यार्थी ये और कई वर्षों तक ईंटन के हेडमास्टर रह 
चुके हैं, तो इसपर कुछ कट्ठ आलोचना भी हुई, किन्तु इससे मीरा वहन 
जरा भी विच्॒लित एवम्‌ दुःखित न हुईं । उन्होंने हँसते-हेंसते सब प्रश्नों 
के उत्तर दिये । परिणाम यह हुआ. कि दो घण्टे बाद इनसे खुले दिल से 
बातें कर चुकने पर प्रश्न करनेवाली उनकी मित्र बन गईं | 
लन्दन में जब एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सभा में गाँधीजी ने कहां कि 
भारत में अ्रैँग्रे जों के शासन में, उनके पहले जितना था, उससे;मी कम 


श्द्ष्ष [ लन्दन ते बाहर 


अल्वर-शान है, तव कई लोग इसे एकदम अतिशयोक्ति समझकर उनके 
इस कथन से दुःखित हो उठते थे | किन्तु यदि कोई व्यक्ति ५०० व 
रे पुराने ईडन का ख़थाल करे, आक्सफोर्ड के 
ओंग्रेज भारत की शिक्षा शा 

के तरचक नहीं २१ कालेजों में हम आार तीन तो सन्‌ 

१२६१ के समय के पुराने हैं, और बेलियल, 

मल और यूनिवर्सिटी कालेज ये तीनों कालेज सबसे पुराने होने के 
विषय में स्पर्द्धा करते हैं यह देखे, और दूसरी ओर अनेक राष्ट्रों से 
प्राचीनतम संस्कृति का अमभिमान रखनेवाले भारत में इंठडन अथवा 
नेलियल जैसी पुरानी शिक्षण-संस्था की खोज का व्यथ प्रयत्न करे, तो 
कदाचित वह गाँधीजी के उक्त कथन की वाल्तविक्रता की कल्पना कर 
सके । ओंग्रेजी शासन के पहले भारत में एक समय ऐसा था; जब कि 
भारत के सब प्राचीन नंगरों में विद्या के धाम और गाँव-गाँव में पाठ- 
शालाएं थों; ब्रह्मदेश में प्रत्येक गाँव में बौद्ध साधुओं के विहार के साथ 
एक-एक पाठशाला थी। इस बात का आश्चये है कि अब वे पाठशालाएँ 
कहां गयीं । यदि ये पाठशालाएँ रहने दी गई होतीं, और सावधानी के 
साथ उनका पेब्रण हुआ होता तो हमारे यहां भी ईटन, वेलियल और 
मय्न जैसी शिक्षण-संस्थाएँ होतीं। इन प्राचीन संस्थाओं का निरीक्षण 
करते समय किसी भी भारतीय को इतने ही प्राचीन इतिहासवाली अपनी 
संस्थाओं का स्मरण हुए बिना नहीं रह सकता | 


£ ३55 
श्राकसफोर्ड की मुलाकात एक महत्त की घटना थी, क्योंकि वहा 
स्वथा विशुद्ध प्रेम, और भारतीय प्रश्न को समझगे और उसकी तह कक 
पहुँचने की सच्ची श्रौर हार्दिक इच्छा थी। बेलियत 
कालेज के भ्रध्यापक डा० लिरड्से जब भार में श्र 
तय उन्होंने अपने घर मे कुछ दिन शातिपूर्वक बिताने के लिए गाँधीजी 
को निमन्त्रण दिया था | उन्होंने श्रपना वह निमल्त्रण यहा फिर दुहृरावा | 
इसमें उनका उद्देश्य गाँवीजी को एक दिन शान्ति पहुँचाना तो था है, 
साथ ही इससे भी अधिक वे आ्क्सफ्रो्ड के विद्वदू-समुदाय से उनकी 
परिचय करा देना चाहते ये | उसमे शासक'जाति के होने का गव है 
भी नहीं गया है, (वह र्वॉच हैं) और वह मानते हैं कि खतन्तता भारत 
का जमरिद् श्रपिकार है, इसलिए भारतीय प्रएन की ओर मित्रों की 
दिलचसी कराने में उन्हें जरा भी कठिनाई नहीं हुई। अनेक सभाएँ तर 
सम्भाषण हुए । श्री लिएडसे के घर पर ही चालीसेक खास-खात मिर्ं 
की एक सभा हुई और पढ़े लिखे विद्वानों की तीन सभाएँ असयत्र हुई | 
श्री टॉमसन ने, जिन्होंने कि अदर साइड आर दि मेडल' (ढा की 
[दूसरा रुख) नामक पृस्तक लिखी है और जिन्होंने 'एट़ोनमेए्ट(प्रय्षित) 


आक्सफोड 


१६७ [ लन्दन से बाहर 


नामक पुस्तक में इज़लेंड को भारत के प्रति किये गये पापों का प्रायश्चित 
करते हुए. चित्रित किया है, डा/० गिलबरद मरे, डा० गिलबर्ट स्लेटर, 
प्रो० कुपलेड और डा० दत्त जैसे मित्रों को गाँधीजी के साथ शान्ति- 
पूर्वक लम्बी बातचीत करने के लिए निमन्त्रित किया था। आ्राक्सफ़ोर्ड 
के अश्रगण्य अध्यापकों की. मी ऐसी ही. सभा हुई, और उसके बाद रेजे- 
क्लब के सम्यो की समा हुईं। इस क्लब में अधिकतर उपनिवेशों के 
विद्यार्थी हैं, जिनमे कई सेसिल रहोड्स की.,छात्रवृत्ति पानेवाले और 
प्रायः सभी साम्राज्य के सूछस प्रश्नों का अध्ययन करनेवाले हैं। सबसे 
पीछे, किन्तु महत्व में किसीसे कम जही, भारतीय विद्यार्थियों की एक 
'प्रजलिस” की व्यवस्था में एक सभा हुई, ज़िसमे कुछ अ्रेंग्रेज विद्यार्थी 
भी आमन्तित किये गये थे | 

श्री टॉमसन के धर पर हुई, बातचीत में श्रनेक विषय छिड़े और 
कई मौलिक सिद्धान्तों पर “चर्चा हुईं | पाठकों को कदाचित याद होगा 
कि श्री गिलब् मरे ने करीब तेरह वर्ष हुए 'हित्र्ट जनंरल” नामक पत्र. 
में पशुबबल के विरुद्ध आत्मबल की अत्यन्त अशंसा करते हुए एक लेख 
लिखा था | उन्हें हमारे आन्दोलन मे अहिसक क्रान्ति और सब्ट्रवाद 
अत्यन्त भय्लर रूप धारण करते हुए दिखाई दिया और इससे वे बड़े 
परेशान दिखाई दिये। उन्होंने कहा--“आज मेरा आपके साथ श्री 
विन्स्टन चचिल से भी अधिक मतभेद है।” उत्तर में गाँधीजी ने कहा-- 
“आप ससार में होते हुए सस्क्ृति के नाश को रोकने के लिए जुदे-जुदे 
राष्ट्रों के बीच सहयोग चाहते हैं | मैं भी यही चाहता हूँ । किन्तु सहयोग 
तभी हो सकता है, जब सहयोग करने योग्य स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यदि मुमे- 


इंग्लैंड मे महात्माजी ] श्क्ष्र 


ससार में शान्ति पैदा करनी या क्रायम रखनी हो श्रौर उसमे पड़नेवाले 
विष्न का विरोध करना हो, तो उसके लिए मेरे पास बैसा करने की 
शक्ति होनी चाहिए। और जबतक मेरा देश स्वतन्त्रताश्पराप्त नहीं कर लेता 
तबतक मुझसे वह हो! नहीं सकता | इस समय तो भारत का स्वतन्त्रता- 
प्राति का आन्दोलन ही ससार की शान्ति के लिए उसका हिस्सा है, 
क्योंकि जबतक भारत एक पराधीन राष्ट्र है, तबतक न केवल वही वरन्‌ 
उसे छूठनेवाला इज्लेंड तक शान्ति के लए ख़तरा है। दूसरे राष्ट्र आज 
भले ही इड्जलेंड की समाजवादी नीति और उसके द्वारा होनेवाली 
अ्रन्य राष्ट्रों की लूट को सहन कर लें; किन्तु निश्चय ही वे उसे पसन्द तो 
हमिज्‌ नहीं करते और इसलिए इज्जलेंड के दिन-प्रति दिन अधिकाधिक 
खतरनाक बनने को रोकने में अवश्य ही सहायता देंगे | वेशक आप 
यह कह सकते हैं कि स्वतन्त्र भारत स्वय ही एक खतरा हो सकता है | 
लेकिन हमे यह मान लेना चाहिए के यदि वह अपनी स्वतन्त्रता अहिंसा 
के द्वारा प्रात कर सका तो वह अपने अहिसा के सिद्धान्त और स्वय 
छूट का तिरत्कार होने से उसके कद्ठ अनुभवों के कारण अच्छी तरह 
बर्ताव करेगा । 
"मेरे क्रान्ति की भाषा में बोलने के सम्बन्ध में जो आपत्ति की 
जाती है, उसका जवाब तो मैं राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में जो कह चुका हूँ, 
उसमे आ जाता है। किन्तु भेरे आन्दोलन में एक 
बड़ी और परेशान करनेवाली शर्ते है। आप तो यह 
कहेंगे ही कि अहिसक बगावत हो ही नहीं सकती और इतिहास में ऐसे 
बलवे का कोई उठाहरण नहीं है। किन्तु मेरी महत्वाकांत्ा तो ऐसा 


अपूर्य अवसर 


१६६ ._[ लन्दन से बाहर 


उदाहरण पैदा कर देने की हैं। मै ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ कि मेरा देश 
अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा ओर में अगशणित बार ससार के 
सामने यह बात दुहदरा देना चाहता हूँ कि अहिंसा को छोड़कर मै अपने 
देश की स्वतन्त्रता प्रात्ष नहीं करूँगा | मेरा अहिंसा के साथ का विवाह 
इतना अविच्छिन्न है कि मैं अपनी इस स्थिति से विलय होने को अपेज्षा 
आत्महत्या कर लेना पसन्द कर्ूँगा। यहाँ मैंने सत्य का उल्लेख नहीं 
किया, वह केवल इसलिए कि सत्य अहिंसा के सिवा दूसरी तरह प्रकट 
हो ही नहीं सकता | इसलिए यदि आप यह कल्पना स्वीकार करले तो 
मेरी स्थिति सुरक्षित है।” 

जैसा कि बातचीत से मालूम हुआ सर गिलबर्ट की आपत्ति अहिंसा 
के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाचार-पत्रों में वर्णित उसके कई 
प्रयोगों के विदद्ध थी। बॉयकॉट ( बहिष्कार ) की चर्चा करते हुए, उनके 
मन में कर्नल बॉयकॉट ( जिस पर से 'वॉयकॉट' शब्द प्रचलित हुआ ) 
पर हुए अत्याचार का, जिसके परिणाम में उनके क़्क को आत्महत्या 
करनी पड़ी, खयाल हो रहा था। इसपर जो बइस छिड़ी वह लगभग 
उकता देने वाली, दुर्वाध तथा तात्तिक हो उंठी। किन्तु अन्त में 
गाँधीजी ने जो बातचीत की उसका सार इस प्रकार है--“आपका यह 
कहना ठीक हो सकता है कि मुझे अधिक सावधानी से कदम रखना 
चाहिए; किन्तु यदि आप मूल सिद्धान्त पर आज्षेष करते हों, तो इसके 
लिए आपको मेरा समाधान करा देना चाहिए। और मैं आपको यह 
कह देना चाहता हूँ कि यह हो सकता है कि बहिष्कार का राष्ट्रवाद से 
भी कोई सम्बन्ध न हो। यह विशुद्ध सुधार का प्रश्न भी हो सकता है, 


इग्लैंड मे महात्माजी ] हज र 


जैत। कि सर्वथा राष्ट्रवादी न होते हुए भी हम आपका कपड़ा लेने से 
इनकार कर सकते हैं और अपने-आप सैयार कर सकते हैं। सुधारक 
के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह हमेशा किसीका इन्तजार करता 
बैठा रहे। यदि वह अपने विश्वास पर अमल नहीं करता, तो वह सुधारक 
हो ही नहीं सकता | या तो बह अ्रत्यधिक जल्दबाज एवम्‌ डरपोक है 
अथवा अत्यधिक काहिल अर्थात्‌ सुस्त है। उसे सलाह अथवा बेरोमीटर 
( तापमापक यन्त्र ) कौन दे ! आप केवल अपनी अनुशासित अन्तरात्मा 
के आदेश के अनुमार ही चल सकते हैं और तब सत्य और श्रहिंसा के 
कचच से सब तरह के खतरों का मुकाब्रिला कर सकते हैं| एक सुधारक 
इसके सिवा और कुछ कर नही सकता |" 

इसके बाद सेना और भारत को अपना शासन-कार्य चलाने की 
शक्ति तथा ऐसे ही अ्रन्य प्रश्नों पेर चर्चा हुई स्वशासन के कठिन काये 
के पहले क्या भारत कुछ दिनों प्रतीज्ञा नही कर सकता ! यदि हेम 
अपने सैनिक भेजें, तो उनके प्राणों के लिए भी हमें जिम्मेदार रहनां 
होगा, और इसलिए, क्या यह नहीं हो सकता कि आप जितनी जहदी 
भारतीय सेना रख सकें, उतना ही अच्छा ! मुस्लिम वर्ग ने पिछले वर्ष 
एकमत से यह बात कही थी कि हमे केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व की 
आवश्यकता नहीं | ऐसी दशा में हम निर्णय किस तरह करें | 

गाँधीजी ने इन प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया, "सक्तेष 
में आप यह क्‍यों नहीं कहते कि आप 
हम पर विश्वास न करेंगे। आप हमे भूल 
करने की आजादी दे दीजिए) यदि हम आज अपने घर का काम'नही 


ग़लती करने की स्वतन्त्रता 


छः 


१७१ [ लन्दन से बाहर 


सम्भाल .सकते, तो वह हमें कबतक कर सकेंगे यह कौन कहे सकता हैं ! 
में नहीं चाहता कि इसका निश्चय आप करें | जानें में अथवा अनजान 
में आप अपने को विधाता मान बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 
एक क्षुण के लिए. आप इस सिंहासन से नीचे उतर | हमें हमारे भरोसे 
पर छोड दीजिए | श्राज एक छोदे-से राष्ट्र के पैरों के नीचे सारी मानव- 
जाति कुचली जा रही है, इससे भी बदतर कुंछ और हो सकता है, इसकी 
मे कल्पना ही नहीं कर सकता | 

“ओर आपके अपने सोल्जरों या सैनिकों के प्राण के लिए जिम्मेदार 
रहने की यह बात क्या है ! में भारत की सेना में मरती होने “के लिए 
सब «विदेशियों के नाम एक नोटिक प्रकाशित करूँगा ओर उसपर यदि 
कुछ ऑग्रेज भरती होना, चाहेंगे तो क्या आप उन्हे रोक देंगे ! यदि वे 
भरती होंगे, तो जिस तरह किसी भी दूसरे देंश की सरकार की नौकरी 
करने पर वह उनके प्राणों के लिए उत्तरदायी रहती है, उसी तरह हम 
भी रहेगे। इसमे कोई सन्देह नहीं कि सेना का नियन्त्रण ही स्रराज्य 
की कुञ्ी है । 

“सर्व-सम्मत माँग के सम्बन्ध मे, जैसा कि में अंबतक कई बार कह 
चुका हूँ, में यही कहूँगा, कि आपके अपनी पसन्द के बुलाये हुए लोगों 
से आप सर्व-सम्मत माँग की आशा नहीं कर सकते । 
मेरा यह दावा है कि महासभा सबसे अधिक भारतीयों 
की प्रतिनिधि है। ब्रिटिश-मन्त्री इस बात को जानते हैं। यदि वे इस बात 
को नहीं जानते, तो में अपने देश को वापस जारऊँगा, ओर जितेना अधिक- 
सें-अधिक सम्भव हो सकता है लोकमत संग्रह करूँगा | हमने जीवन और 


हमारा रणत्षेत्र 


इस्लेंड मे महात्माजी ] १७२ 


मरण का संग्राम लड़ा है | अ्रेंग्रेजों में से एक शरीफ-से-शरीफ्‌ श्रेंग्रेज 
ने हमें कमौटी पर चढ़ाया और इमें किसी तरह क्रम नहीं पाया | नतीजा 
यह हुआ कि उसने जेल के दरवाजे खोल दिये और महासभा से 
गोलमेज-परिषद्‌ में शरीक होंने के लिए श्रपील की। हमने कई दिनों 
तक लम्बी वातचीत और सलाद मशविरा किया, इस अरे में हमने 
अधिक-से-अविक धीरज रखा और परिणाम में एक समझौता हुआ, 
जिसके अनुमार महासभा ने गोलमेज-परिपद्‌ में शरीक होना मंजूर किया। 
सरकार ने दत समझौते का पाज़न करने की अपेक्षा भग ही अधिक 
किया, और इसलिए, में बड़ी द्िचकिचाहट के बाद यहाँ आने पर 
रजामन्द हुआ श्रोर बह भी सिर्फो उस शरीफ श्रग्रेज के साथ किये हुए 
बांदे को पूरा करने के लिए। यहाँ आने पर में देखता. "हूँ, कि भारत 
और काँग्रेस के विरोध में खड़ी हुईं शक्तियों का मेरा अ्रन्दाज ग़लत 
था | किन्तु में इससे इताश नहीं होता | मुकके वापिस जाकर अपने को 
योग्य बनाना है और कष्ट-सहन के जरिये यह साबित करना है कि सारा 
देश जो मांगता है, वास्तव मे उसकी उसे आवश्यकता है। हृण्टर ने 
कह्दा है कि युद्धक्षेत्र में श्रातत विजय सत्ता थ्राप्ति का छोटे-से-छोटा मार्ग 
है | किन्तु हम सफलता के लिए दूसरे प्रकार के रणात्षेत्र पर लड़े हैं । में 
आपके शरीर को छूने की अपेक्षा आपके हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न 
कर रहा हूँ | यदि में इस वार सफल नहीं होता हूँ, तो श्रगली बार सफल 
होरऊगा |? 
इस बातचीत का परिणाम यह हुआ कि जिस समय गाँधीजी इन 
मित्रों से विदा हुए तब, उस समय की अपेज्ना, उनके परत्पर 


१७३ [ लन्दन से बाहर 


के बिचारो में अधिक साम्य था और निश्चय ही दोनों पक्ष एक-दूसरे को 
अधिक गहराई से समरू सके थे । 

गांधीजी ने अछूतों को जो प्रथक्‌ ' निर्वाचक-मण्डल देने से साफ 
इनकार कर दिया है, यह पहैली सब सभाओं में पैदा होती है और 
गांधीजी से इस सम्बन्ध मे अपनी स्थिति समझाने के लिए कहा जाता 
है। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों की सभा मे जो-कुछ 
कहा और जिसका विवरण दूसरे मौके पर भी दिया, उसका सार मैं यहां 
देता हूँ । ५ 
' “मुसलमान और सिख सब सुसगठित हैं। अछूतों की यह बात 
नही है। उनमें राजनीतिक जाग्रति बहुत ही कम है और उनके साथ 
ऐसा भयड्डर बर्ताव होता है 'कि मैं उनका 
विरोधी बनकर भी उससे उनकी रक्षा करना 
चाहता हूँ | यदि उनका प्रथक्‌ निर्वाचन-मण्डल होगा, तो गाँवों मे, जो 
कि कट्टर रूढ़ी-प्रेमी हिन्दुओं के सुदृढ़ ढुग हैं, उनका जीवन दुःखद हो 
जायगा। अकूतों की युगों से उपेक्षा करने के पाप का प्रायश्रित्त तो 
उच्चवर्ग के हिन्दुओं को करना है। यह प्रायश्रित्त सक्रिय समाज सुधार 
द्वारा और अदूतों की सेवा करके उनके जीवन को अधिक सहा बनाकर 
करना है, उनके लिए एथक्‌ निर्वाचक-मण्डल देकर आप उन्हे और 
रुढ़ी-प्रेमी कट्टर हिन्दुओं को लड़ा मारेगे। आपको यह बात सम्रक लेना 
चाहिए कि मुसलमानों और सिखो के लिए प्थक्‌ प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव 
को मैं एक अनिवार्य बुराई मानकर ही सहन कर सकता हूँ। अछूतो के 
लिए यह निश्चित रूपसे खतरा होगा ! मेरा निश्चय है कि अबूतों के 


सदा के लिए अच्ूत ! 


इस्लैंड में महात्माजी ] पछ्४ 


लिए प्रथक निर्वाचक-मर्ढल का, प्रश्न शैतानी सरकार कीः आधुनिक 
घड़त है। केवल एक ही बात की आवश्यकता है, और वह यह कि 
मतदाताओं की सूची भे उत्हेशसम्मिलित कर दिया जाय और शासन- 
विधान में उनके लिए मौलिक अ्धिकारों,की सुविधा रखी जाय । यदि 
उनके साथ अन्ययपूर्ण व्यवहार हो ओर उनके प्रतिनिधि को जान बूस 
कर अलग रखा जाता हो, तो,उन्हे यह अधिकार होगा «कि दे विशेष 
भनिर्वाचन-न्यायमण्डल' की माँग करें, जो उनकी पूरी तरह रक्षा करेगा: | 
इन न्यायमश्डलो को यह खुला अधिकार होना चाहिए कि वें छुने हुए 
उम्मीदवार को हटा कर अलग रखे गये उम्मीदवार को चुनेने का 
हुक्म दे सके | 

“अबूतों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचक-मणए्डल उनका दासत्व सदैव के 
लिए टिकाए रखेगा। प्रथक्‌ निर्वाचक-मण्डल से मुसलमानों का मुसलमान 
होना कभी नही छूटेगा। क्या आप चाहते हैं कि श्रक्कृत भी सदैव के 
लिए 'अद्ूत' बने रहे ! पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डल इस कलह को चिसस्थायी 
बना देगा । जिस बात की जरूरत है, वह है अस्पृश्यता के निवारण 
की, और इतना होने के बाद उद्धत 'उच्च! वर्ग ने निम्न! वर्ग पर जो 
'प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, वे दूर हो जायेंगे। इन प्रतिबन्धों के दूर हो जाने 
पर आप किसे एथक्‌ निर्वाचक्-मण्डल देंगे! यूरोप का इतिहास देखिए। 
क्या आपके यहाँ मजदूरबर्ग अथवा जियो के लिए प्रथक निर्वाचक- 
मण्डल ये ! बालिश-मताधिकार देकर आप अछूतों को पूरा सरक्षण दे 
देते हैं। कट्टर-से-कट्टर रूढ़िवादी हिन्दू को भी मत लेने के लिए. उनके 
पास पहुंचना होगा | 


$ 


श्ज्जू [ लन्दन से बाहर 


“आप पूछेंगे, कि तब उनके प्रतिनिधि डा० अम्बेडकर किस तरह 
उनके लिए प्रथक्‌ निर्वाचक-मण्डल मांगते हैं! डा० अम्बेडकर के लिए, 
मेरे हृदय में गहरा सम्मान है। उन्हे भेरे प्रति कठु होने का सब प्रकार 
से अधिकार है। यह उनका आत्म-संयम है कि वह हमारा सिर नहीं फोड़ 
डालतें। आज वह आआशड्जा और सदेह से इतने अधिक घिरे हुए. हैं कि 
उन्हे दूसरी बात कुछ चकती ही नही। वह आज प्रत्वेक हिन्दूकों अदूत्तों 
का पक्का विरोधी मानते हैं और यह सर्वथा स्वामाविक है। मेरे प्रारम्मिक 
दिनो मे दक्षिण अफ्रिका में भी ठीक ऐसी ही वात हुई थी; वहाँ में जहाँ 
जाता, वहीं गोरे लाग अर्थात्‌ यूरोपियन मेरे पीछे पड़ जाते। डा० 
अम्बेडकर अपना रोष प्रकट करते हैं, यह सर्वेथा स्वामाविक ही है। 
किन्तु वह जो पृथक निर्वांचक-मझडल चाहते हैं, उससे उनका सामाजिक 
सुधार न छ्षोगा। यह सम्भव है कि इससे उन्हें सा और उच्च-पद मिल 
जाय; किन्दर इससे अछूतो का कुछ मला न होगा। इतने वर्षों तक 
उनके साथ रहने और उनके धरुख-दुख में शरीक होने के कारण में यह 
सब बात अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ।” 

- “यह बिलकुल विद्या्थियों की सभा थी, इसलिए इसमें सब तरह 
प्रश्न पूछे गये । इनमें के कुछ तो 
जो इच्धण्ड में रनेवाले मारतीय विद्या 


/ £ 
८ /# 
|! | | ऐड 


हि] 


इंस्लेंड की विरासत 


थिंयो के ही पूछने योग्य ये । 
एंक प्रश्न वह था--क्या आप अब भी इच्धलैंस्ड की नेकनीयती 
8 


प्र विश्वास करते हैं ?” और उसका उन्हें जो उत्तर दिया उसे चे रुदैंद 


याद रखेंगे | 


बी 


इग्लेड में महात्माजी ] १७६ 


गाँजीजी ने कह्दा--“मै इड्चलैंड की नेकनीयती में उत्ती हृद तक 
विश्वास करता हूँ. कि जिस हद तक मानव-स्वभाव की नेकनीयती में 
करता हूँ । मेरा विश्वास है कि सब मिलाकर मानव-जाति की प्रवृत्ति 
हमे नीचे गिराने की नहीं बल्कि ऊँचा उठाने की है और अ्रश्ात किन्तु 
निश्चित रूप से यह परिणाम प्रेम के नियम का है। मानव-जाति का 
अस्तित्व बना हुआ है, यह बात ,यह सिद्ध करती है कि विनाश की 
अपेक्षा जीवन-शक्ति बड़ी है। और में तो केवल प्रेम का काव्य ही जानता 
हूँ, इसलिए मै ऑंग्रेज जाति पर जो विश्वास रखता हूँ, वह देखकर 
आपको आश्चर्यान्वित नहीं होना चाहिए । मैं कई बार कठु हो उठा हूँ श्रौर 
कई बार मैने अपने मन में कहा है, 'इस आपत्ति, का अन्त कब होगा ! 
ये लोग इस ग़रीब जनता को लूटने से कब बाजु आयेंगे !” किन्तु मुझे 
अन्तरात्मा से अपने आप उत्तर मिलता है, इन्हें यह विरासत रोम से 
मिली है।! इसलिए मुझे ग्रेम-धम के आदेश के अनुसार ही चलना 
चाहिए, और यह आशा रखनी चाहिए कि आगे चलकर अंग्रेजों के 
स्वभाव पर असर हुए बिना न रहेगा ।” 

प्र०--'भारत को उद्योगवादी बनाये जाने के सम्बन्ध में आपका 
क्या मत है ?? 

उ०-- भुझे भय है कि उद्योगवाद मानव-जाति के लिए शाप-रूप 
सिद्ध होगा। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र को लूटना हमेशा जारी रह नहीं 
सकता । उद्योगवाद का आधार आपकी लूटने की शक्ति, 
विदेशों के बाजार आपके लिए खुले रहने और प्रतियोगिता 
करनेवालों के अभाव पर निर्भर है। ये बातें दिन-प्रतिदिन इड्लेंड के 


उद्योगवाद 


१७७ [ लन्दन से बाहर 


६5. 25. 


लिए कम होती जा रही हैं, यही कारण है कि प्रतिदिन उसके बेकारों की 
संख्या में असंख्य वृद्धि हो रही है। भारत का बहिष्कार तो केवल एक 
ततैये का दंशमात्र था। और जब इग्लेंड का यह हाल है, तो मारत- 
जैसा विशाल देश उद्योगवादी बनकर लाभ उठाने की आशा नही कर 
सकता | वास्तव मे यदि भारत दूसरे राष्ट्रों को लूटने लगे--और यदि 
बह उद्योगवादी बने तो ऐसा किये बिना उसका छुटकारा नहीं--तो वह 
दूसरे राष्ट्री के लिए शाप-रूप और ससार के लिए खतरा बन जायगा। 
और दूसरे राष्ट्री को लूटने के लिए मै भारत को उद्योगवादी बनाने की 
कल्पना क्यो करूँ १ क्या आप आज की दुःखद स्थिति को नहीं देखते १ 
हम अपने ३० करोड़ वेकारों के लिए काम तलाश कर सकते हैं, किन्तु 
इग्लेंड अपने ३० लाख बेकारों के लिए. कोई काम तलाश नहीं कर 
सकता और आज उसके सामने जो प्रश्न आ खड़ा हुआ है वह उसके 
बुद्धिमान-से-बुद्धिमान लोगो को परेशान कर रहा है ! उद्योगवाद का 
भविष्य अन्धकारपूर्ण है। इग्लेंड को अमेरीका, जापान, फ्रान्स और 
जम॑नी सफल प्रतियोगी मिले हैं और भारत की मुद्दीभर मिलों की मी 
उसके विरुद्ध प्रतियोगिता है। और जिस तरह भारत में जाय्रति हुई है, 
उसी तरह दक्षिय-अफ्रिका में भी होगी। उसके पास तो प्राकृतिक खानों 
ओर मनुष्यों का विशाल साधन है | बलिष्ट अग्नेज, वलिष्ट अफ्रिकन जाति 
के सामने, महज बोने दिखाई देते हैं। आप कहेंगे कि कुछ भी हो वे शरीफ़ 
जड्डली हैं| अवश्य ही वे शरीफ़ हैं, किन्तु जज्ञली नहीं और कुछ ही दिनो 
में पश्चिम के राष्ट्‌ अपने सस्ते माल की बिक्री के लिए अफ्रिका के द्वार 
बन्द हुए देखेंगे | और यदि उद्योगवाद का भविष्य परिचिम में काला 


इग्लेंड मे महात्माजी ] श्ष्प 


हो तो क्या: वह भारत के लिए उससे भी अ्रधिक काला सिद्ध न 
होगा !” 

प्रन्‍--“आई० सी० एस० के विषय में आपका क्‍या मत है !” 

3०--आई० सी० एस० इन्डियन सिविल सर्विस नहीं प्रत्युत ई० 
सी० एस० श्रर्थात्‌ इम्लिश सिविल सर्विस है। मैं यह बात यह जानकर 
कद रहा हूँ कि इसमें कुछ भारतीय भी हैं। जबकि 
भारत एक गुलाम देश है, वे इस्लेंड के हित के 
सिवा दूमरी बात कर ही नहीं सकते । किन्तु मान लीजिए. कि योग्य 
अँग्रेज भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो ये वास्तव में राष्ट्रीय सेवक 
होगे | इस समय तो वे आई० सी० एस० नाम धारण कर छुटेरी सरकार 
की सेवा करते हैं | भारत के स्वतन्त्र होने के बाद ऑग्रेज या तो साहसिक 
वत्ति से या प्रायश्चित्त करने के लिए भारत में त्रायेंगे, छोटी तनख्वाहों 
१२ सेवा करेगे, और असकझ्य भारी वेतन लेकर इड्जलैंड को भी भातकर 
देनेबाली फिजूलख्ची से रहने श्रौर इडलैंड की आवहवा को भारत में 
पैदा करने का प्रयत्त कर गरीबों पर बोभरूप होने की अपेक्षा भारत की 
आवहया की कठोरता सहन करेंगे। हम उन्हें सम्मानित साथियों की 
तरह रखेंगे, किन्तु यदि उनकी हमपर हुकूमत चलाने और अपने-अपको 
उच्चवर्ग का मानने की अन्दर-ही-अन्दर जरा-सी भी इच्छा होगी, तो हमें 
उनकी आवश्यकता नहीं।” 

प्र०- क्या आपका कहना है कि आप स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः 
योग्य है !? 

5०--“यदि हम योग्य नहीं हैं, तो होने का प्रयत्न करेंगे। किन्तु 


शाई० सी० एस० 


१७६ [ लन्दन से बाहर 


योग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता; और इसका केवल यही सीधा-सादा 
कारण है कि जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता छीन 
ली है, उन्हें ही वह वापस देनी है । मान लीजिए. 
कि अपने आचरण के लिए आपको पश्चात्ताप होता है, तो आप यह 
पश्चात्ताप हमे अकेला छोड़कर ही प्रकट कर सकते हैं |” 

प्र---“किन्तु औपनिवेशिक स्वराज्य पर ही आप रज्ञामन्द क्‍यों 

नहीं होते ! बात यह है कि ऑँग्रेज ओपनिवेशिक स्व॒राज्य का अर्थ समझ 

सकते हैं, सामेदारी क्या चीज है, यह वे नहीं जानते, और ओऔपनि- 
वेशिक स्वराज्य का करीब-करीब वही अर्थ है, जो आप चाहते हैं। जब 
कि आपको वह दिया जाता है, तो जिस तरह आयलैंड ने स्वय ही फ्री 
स्टेट! पद को स्वीकार कर लिया, आप भी उसे स्वीकार क्यों नहीं कर 
लेते १ कया आपकी सामेदारी का अर्थ उससे कुछ जुदा है १” 

उ०-मेरे सामने यह बात पेश कीजिए, मुझे उसकी जाच करने 
दीजिए, और यदि में देखूँगा कि आपके पेश किये हुए औपनिवेशिक 
स्वराज्य का अर्थ खतन्त्रता ही है तो मैं उसे तुरन्त स्वीकार कर लूँगा। 
किन्तु मै यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालूँगा, जो कहते हैं 
कि ओऔपनिवेशिक स्वराज्य और स्वतन्त्रता एक्र ही वात है | 

09 ७09 09 छ 

रेते-क्लव के सदस्यो के साथ की बातचीत अत्यन्त आकर्षक थी, 
क्योकि ये सदस्य सब उपनिवेशों से आये हुए. विद्यार्थी थे | उनकी नस- 
नस से साप्राज्यवाद की कल्पना भरी हुई थी और वे राजनीति का सूहुम 

अध्ययन करनेवाले ये | उसका प्रत्वेक प्रश्न सीधा और तत्व की बात 


भारत और साम्राज्य 


इस्लेंड में महात्माजी ] श्छ 


पर था और इसलिए मै इस सम्माषण का अधिकांश भाग यहाँ देने के 
लिए उत्सुक हूँ।” 

प्रण--/“आप मारत का साम्राज्य से किस हद तक सम्बन्ध-विच्छेद 
करेंगे !” 

उ3०--“साम्राज्य से पूरी तरह; और यदि मै भारत को लाभ पहुँचाना 
चाहता हूँ, तो ब्रिटिश राष्ट्र से ज़रा भी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य केवल 
भारत के ही कारण साम्राज्य है| उस साम्राज्यपन का अवश्य अन्त 
होना चाहिए, और मैं ब्रिटेन के सब सुख-दुःख मे भाग लेता हुआ उसके 
और सब उपनिवेशों के साथ सम्रन सामेदार बनना पसन्द करता हूँ | 
किन्तु यह सामेदारी बराबरी के दर्ज की होनी चाहिए ।” 

प्र०-- इंग्लैंड के दुःख मे भारत किस हृद तक हिस्सा लेने के 
लिए तैयार होगा १” 

3०-- पूरी तरह ।” 

प्र०-- क्या आप समभते हैं कि भारत अपने भविष्य को अवबि- 
च्छिन्न रूप में इस्लेंड के साथ जोड़ने के लिए एकमत हो जावगा ९” 

3उ०--' हाँ, जबतक बह सामेदार रहेगा | किन्तु यदि उसे मालूस 
हो कि यह सामेदारी राक्षस और बौने की सामेदारी-सी है, अथवा 
उसका उपयोग ससार के दूसरे राष्ट्रो को लूटने के लिए होता है, तो उस 
समय वह सामेदारी को तोड़ डालेगा। उसका उद्देश्य संसार के सब्र 
राष्ट्रों का कल्याण साधन करना है, और यदि यह सम्भव न हो सकता हो 
तो ऋझत्रिम सामेदारी की पैवन्द लगाने के बजाय मुममें युगों तक प्रतीक्षा 
करने का यैय॑ है।” 


श्८१ [ लन्दन से बाहर 


प्र०--किसी राष्ट्र को लूटा और उसके साथ व्यापार करना इन 
दोनों बातों को आप किस प्रकार भिन्न करेंगे १”? 

उ०---“इसकी दो कसौटी हैं--(१) दूसरे राष्ट्र को हमारे माल की 
आवश्कता होनी चाहिए. | यह माल उसकी इच्छा के विरुद्ध सस्ती कीमत 
पर हरगिज न बेचा जाय । और (२) व्यापार के पीछे नौकावल न होना 
चाहिए। और इस सम्बन्ध में यदि मैं आपको बतलाऊँं कि हमारे भारत 
जैसे राष्ट्रों पर इग्लैंड ने कितना अत्याचार किया है, और यदि आपको 
उसका अनुभव हो, तो आप छि078 एपॉ28 (९ एए९५' 
( ब्रिटेन समुद्र पर शासन करता है ) यह गीत जुरा भी गर्व से न गावें | 
ऑग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में आज जो बातें गौरव की समझी जाती हैं, वे 
लजा की प्रतीत होने लगेगी और आपको दूसरे राष्ट्रो की पस्जय अथवा 
अपमान से गर्वित होना छोड़ देना पड़ेगा ।? 


प्र०--आपके मार्ग मे साम्प्रदायिक प्रश्न सम्बन्धी अरग्रेज़ों का 
बर्ताव किस हद तक विष्न-रूप है !”? 

उ०-- “अधिकांश अथवा यों कहना चाहिए कि आधोआाध | जान 
में अथवा अनजान में, भारत की तरह यहाँ भी फूट डालकर शासन करने 
को भेदनीति चल रही है। अंग्रेज अधिकारी कमी एक दल से और कमी 
दूसरे दल से दोस्ती करते हैं। अवश्य ही यदि मै अग्रेज अधिकारी होता 
तो मैं भी वही करता और अपने शासन को मजबूत करने के लिए. 
आपसी झगड़ों से लाभ उठाता | इस विषय में हमारी जिम्मेदारी इसी 


ढैंद तक है, जितने कि कूटनीति के आसानी से हम शिकार बन 
जाते हैं।” 


दर्लेंड में महात्माजी ] श्छर 


प्र०-- क्या आप खयाल करते हैं कि ब्रिटिश-सरकार को साम्प्र- 
दायिक समस्या का हल सुझाना चाहिए ?” 

उ०--“हीं | किन्तु इस "नहीं! कहनेवाले पक्ष में मै अकेला ही 
हूँ। यह अपमानजनक बात है और न तो महासभा और न मै ही इसमें 
शरीक हो सकते हैं | किन्तु मेंने एक न्यायकारी मण्डल की सूचना की 
है | यद्यपि सब्र सरकारी योजनायें केवल राजमैतिक उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए हैं, फिर भी मारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकारों के खरीतों में 
सरकार की ओर से कुछ बातें तो स्वीकार की गई हैं। हमारे विषय में 
प्रत्येक पक्ष न्याय की बात करता है, किन्तु पंचायत से दूर भागता है; 
इससे सिद्ध होता है कि जहाँतक सम्भव हो सके अधिक-से-अधिक धरवा 
लेने की चाल पूरी तरह चल रही है, और कौन ग़लत और कौन ठीक 
हे यह केवल थोड़े-बहुत अ्रश का ही सवाल है। जुदे-जुदे दावों के प्रति 
न्याय-मंडल न्याय करेगा, यह आशा उससे अ्रवश्य की जा सकती है ।” 

प्र०--/इस न्याय-मडल सें कौन होगे, यह आप कह सकेंगे !” 

उ०--* उसमें हिन्दुस्तान की हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जो हिन्दू 
और मुसलमान न हों, होगे और प्रिवी-कॉसिल के न्यायाधीश होंगे |? 

प्र०-- उनका निर्ण॑य स्वीकार कर लिया जायगा ?” 

उ०--* अदालत के निर्णय का स्वीकार करने का प्रश्न ही नही हो 
सकता है। से यह स्वीकार करता हूँ कि इस सूचना के मूल में एक युक्ति 
भी है। सरकार यदि मेरी इस सूचना को स्वीकार करेगी तो सारा वायु- 
मण्डल ही बदल जावेगा और न्यायमण्डल नियुक्त किया जाय उसके 
पहले ही ये जातिया निबदरा कर लेंगी; क्योकि अमी जो दिया जा रहा 


श्प्प३ [ लन्दन से बाहर 


है उसमें राजनैतिक दृष्टि रखनेवालों को सन्‍्तोष हो उसके लिए. काफी 
- शुज्लाइश है और हरणक अपनी मांग मे जो त्रुटि है उसे जानता है |” 
७ ७0 ० ७0 

आक्सफ़ोड से हम लौटे, परन्तु उसकी मधुरुसे-मथुर स्मृति लेकर । 
उसमें सबसे अधिक सधुर स्मृति है डा० लिख्डसे और उनकी पत्नी की, 
जिनके यहाँ हम ठहरे थे। एक सम्माषण में गॉधीजी को जनरल डायर 
और अमृतसर में लोगो को जिस गली में पेट के वल चलाया गया था 
उसका उल्लेख; करना पड़ा | श्रोतागण ऐसी सहानुभूति अनुमव करने- 
वाले थे क्रि उनमे कुछ लोगों को उसके वर्णनमात्र से केंपकेंपी श्रा गई । 
सभा के अन्त में श्रीमती लिए्डसे गाधीजी के पास आई और मधुरता 
से बोली, “यदि आप इसे योग्य प्रायश्रित्त समझे तो हम पचास बार 
पेट के बल चलने के लिए, तैयार हैं ।” गाधीजी ने कहा, “नहीं, नही, 
ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा करे, यह में नहीं 
चाहता । मै या आप स्वेच्छापूर्वंक पचास बार पेट के वल चले, परन्तु 
यदि मैं किसी ऑँंग्रेज लड़की को जबरदस्ती पेट के वल चलने पर मजबूर 
करूँ तो ! वह मुझे लात मारेगी और वह, सर्वथा उचित ही होगा | मुझे 
तो आपको बीमत्तता का एक उद्धहरण मात्र देना था। प्रायश्चित्त तो 
यही चाहिए कि ऑँग्रेज्ञ लोग भारत मे मालिक वनकर नही, सेवक बन- 
कर रहें [? बैलियल के आचाय एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो प्रजातन्त्र की 
समस्याओ पर अक्सर सोचते और लिखते रहे हैं, इसलिए स्वतन्त्र भारत 
के भविष्य के विषय मे वह स्वभावतः सावधान हैं और जहातक सम्भव 
हो सके इस सम्बन्धी आपत्ति को ठालने के लिए बड़े चिन्तित हैं। 


इस्लेंड में महात्माजी ] रप 


लेकिन यदि कोई श्रापत्ति उठ ही खड़ी हो, और उसमें महान्‌ कष्टसहन 
का काम पडे, जैसा कि सॉधीजी के नेतृत्व में होनेचाले किसी भी आंदो- 
लन में होगा, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि डा० लिएडसे की सहा- 
नुभूति पूर्णतया इसारे ही प्रति होगी | भविष्य-सम्बन्धी कुछ बातचीत फे 
बाद जैसे ही हम आराम करने को जा रहे थे, उन्होंने अपने. विस्तृत 
पुस्तकागरार में से एक पुस्तक निकाली और उसमें से जान ब्राउन- 
सम्बन्धी निम्न महत्वपूर्ण अ्रश मुझे पढ़कर सुनाया-- 


“90प्राशप65 ९07९ 0000९5 & ८:8८ ॥ [५४९ ए(४र्शॉ, 
$0प्राटटफ्रा28 धार रात व8 ६0एा फए 80॥रटीप्रा8 जेएवे, 
$णा४४ा१९६ भ 77988 (780 95 5000 5४० [जाई 

[0 ४९९78 ग्राए/800४0 88 (९ ए०॑गः छदाः 

हैं ग्रा०0ए९९ 38व75 बा प्रात्रि707९तं (070९ 

प्॒रच६ बपतेतंशांए फण ४०६४ ॥8ए९ 7" शाए प072. 

(थी ६ धार 20768, ८थे। 4६ (500 67 ए९, 

(भी ६ ऐॉद्वाइ0पए 0६ ९८७॥ा०्तरा८ 99 

यप्रबढ ८९ ९0805 धाते 009९5 


ते जीदा 7६ परा0ए९5 
है जय ढकाएं0ए व पाव शत इटप्र्श 5६076 
[0 ४४६६९४ ॥700 छा७ 27॥ ४८६एढां जी 
सीैआवें एक्‍8088 धार ३८६एद्ने 5ट९0९ ए पगाव85 
बैंक डाटा 
'ए४३5, हपली ६ ६८०घघ९--पराए2९४५०ग्रा08 ४5 ॥९ 5६छ7८ 
फैडडधाप्टधए2 ३5 प६ 5४07९, गाते एई 90प 5९, 


श्प् [ लन्दन से वाहर 


जेणं८ बणपे 02ए०7९ऐ 35 5घटों? 6 5707९ 

छ& 9896 ए0 887 667 ॥(९, 70 87 ४0० 07६ 

इ46 एप ग्रिड 9000 शाते 39 ८प्रप्ताग8 जनू९08९, 
800 9९ फपा९ण 70 ६0 त९ ” 


बैलियल के आचाय के तत्वशान मे यदि जान ब्राउन को स्थान है, 
तो इसमें सन्देह नहीं कि गाँधीजी के लिए तो बहुत ही गुल्लाइश होगी, 
जिन्होंने कि जान आ्राउन के उपायों को सम्पूर्ण करके बतला दिया है । 

गांधीजी ने दिलायत पहुँचते ही तुरन्त ही कर्नल मैडक के बारे में 
पूँछुतांछ आरम्म कर दी थी | कल मैडक एक दिन आए और रीडिंस 
के पास के अपने मकान पर आने के लिए गाँधीजी 
से आग्रह कर गये । उन्होंने कहा, “मेरी पत्नी ने 
आपके लिए अच्छे फल-फूल और शाक-माजी चुन रखे हैं |” सौभाग्य 
से ईंटब और आक्सफोर्ड जाने के लिए, रीडिग होकर जाना होता है, 
इसलिए, गांधीजी ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | सात वर्ष के बाद 
मिलने पर गाधीजी और मैडक-दम्पति दोनो को बड़ा आनन्द हुआ ) 
गाघीजी ने आभार प्रदर्शित करते हुए. श्रीमती मैडक से कहा--““आपके 
पति ने मुझ पर सफल शज््र-अयोग न किया होता तो मैं आज आपसे 
मिलने यहा न आ सकता । कन॑ल मैडक को उनके जीवन के सायंकाल 
के समय बीस वर्ष के युवक के-से उत्साह से संशोधन का काय॑ करते 
और विस्मित कर देने जितने अधिक विषयों में संलग्न देखना, मेरे लिए 
तो बड़े सौभाग्य को बात थी। वह कुशल वबाग़वान हैं और उनके 
सुन्दर बगीचे में भांति-भाति के फूल: और फल के वृक्त हैं। उनपर वह 


कर्नल मैडक 


इंग्लैंड में महात्माजी ] ८६ 


तरह-तरह के प्रयोग करते हैं | उन्हें दुग्धालय के काम में भी उतनी ही 
दिलचस्पी हैं और गायों के क्षय के कारणों की शोध करते हुए उन्होंने 
गायों के खाने के घास पर विचित्र प्रयोग किये हैं | उत्तम मक्खन पैदा 
करनेवाले परमाणुओं पर उन्होंने दिन-के-दिन बिता दिये और उसमें 
सफलता प्राप्त की, परन्तु उन्हें उसमें आर्थिक लाभ नहीं मालूम हुआ । 
बह घर के उपयोग के लिए, पेट्रोल से गैस बनाते हैं और हमेशा काम 
में लगे रहते हैं | श्रीमती मैठक ने कद्य--“गॉँधीजी, मैने आपको पूना 
में देखा था, उससे बुडढ़े तो आप बिलकुल नहीं मालूम पड़ते (” ठीक 
इसी प्रकार मुझे भी कहना चाहिए. कि कर्नल मैडक जैसे पूना में थे उत् 
से बुडढे नहीं दिखलाई दिये | बल्कि शायद किसी कदर वह उससे कम 
उम्र ही दिखाई पड़े, क्योंकि अरब वह अपने ओहदे के जज्ञाल से मुक्त 
ये और अपने मन-मुआफिक काम करने के लिए स्वतन्त्र थे | जिस 
प्रकार कनल मैंडक अपने समय का मूल्यवान उपयोग कर रहे हैँ उसी 
प्रकार सभी लोग नौकरी से अलग होने पर अपने समय का सदुपयोग 
करें, तो क्या अच्छा हो ! 
यह बड़ा अच्छा हुआ कि श्री होराबिन तथा कृष्णा मेनन ने कामने: 
चेल्थ ऑफ इण्डिया लीग के अन्तर्गत गाधीजी के स्वागत सम्मान का 
विचार किया । भरी होराब्रिन ने स्व॒राज्य-सम्बन्धी 
भारतीय माँग के प्रति लीग के ज़ोरदार समर्थन का 
गाधीनी को आश्वासन दिया और गांधीजी से यह 
बताने के लिए कहा कि क्रिस प्रकार वे मदद करें, जो बहुत उपयोगी 
साबित हो। गाधीजी ने कहा--“हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में सा जाने 


परावलम्त्री ब्रिटिश 
जनता 


श्र , [ लन्दन से वाहर 


फैलाइए, और ऑग्रेज प्रजा को जिस झूठे इतिहास पर पाला गया है 
उसका स्थान सच्चे ज्ञान को दिलाइए |” विलायत के पत्र जान-बूककर 
सच्ची बात को दवाकर रूठी वाते फेलाते हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने 
चटगॉव और हिजली के अत्याचार और विलियस और डूर्नों पर हुए 
आक्रमण का सबल उदाहरण दिया। चय्याँव और हिजली के अत्याचार, 
जिनके कारण वयोवृद्ध और बीमारी के बिछौने पर पड़े हुए कविवर का 
पुण्य प्रकोप भड़क उठा और उन्होने,अपने एकान्त-वास का त्याग किया, 
उनका तो केवल नाम ही विलायत के पन्नों में आया है। परन्तु यह 
वताना न चूके कि ये कैदी दुष्ट हैं और वे गोली से मार देने लायक्न हैं। 
गांधीजी ने कहा, “ये दोनों खूनी हमले दुःखदायक और लजाजनक हैं 
और मेरी परेशानी के वायस हैं। परन्तु यदि आप इन्हे इतना बड़ा रूप 
देते हैं, तो चट्गाँव और हिजली को क्‍यों नहीं देते १ कार्य-कारण का 
नियम तो अग्ल है। केवल सन्देह पर ही बिना सुकदमा चलाये अनिश्चित 
मुद्त के लिए. इन नौजवानों को क्ैद मे रखा जाता-है, उन्हे दवाकर 
कुचल डाला जाता है| उनके कुछ मित्र गुमराह होते हैं और बैर लेने 
का प्रयत्न करते हैं। इन इत्ों की मुझसे अधिक कोई निन्‍्दा करे, यह 
संभव नहीं है, क्‍योंकि मुझे दोनो तरफ की हिसा के प्रति तिरस्कार है, 
और मुझे मेरे पक्त की हिंसा अधिक कष्प्रद मालुम होती है। मेरी स्वार्थ- 
बुद्धि यह है कि यह हिंसा मेरे काम मे बाधा डालती है ] यह बात ठीक 
है कि वे लोग महासभावादी नहीं हैं, परन्तु यह जवाब मेरे लिए नहीं 
हो सकता | क्योकि वे हैं तो हिन्दुस्तानी ही, और इससे यह जाहिर होता 
है कि महासभा उनकी प्रवृत्ति पर अकुश रखने और उनका पागलपन 


इश्लैंड में महात्माजी.] प् 


रोकने में असमर्थ है| परन्तु यह न भूलना चाहिए कि इसका दूसरा 
पहलू भी है--भारत जैंसे विशाल देश मे इतने कम हिसक अत्याचार 
होते हैं, यही आश्रय की वात है, क्योंकि चट्गांव और हिजली जैसे 
जज्जली अत्ाचारों के विरुद्ध दूसरे किसी भी देश में चारों ओर खुला 
बलवा हो गया होता । मैं चाहता हूँ कि अख़बार सारा सत्य प्रकट करे। 
उसके बदले यहां मौन श्रौर भूठे और अरपूर्ण विवरण प्रकट करने के 
पड्थन्त्र हो रहे हैं।” 

उपस्थित जनों पर इसका असर हुआ और रेवरेएड बेल्डन ने एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें ब्रिटिश पत्रों से प्रार्थना की गई कि वे 
पूरी और सच्ची बातें प्रकाशित करने की आवश्यकता समसे, साथ ही 
इसमें यह चेतावनी भी दी गई कि सच्ची बातों का दबाना हिन्दुस्तान 
और इस्लेंड दोनों के प्रति बड़ा अन्याय है प्रस्ताव को पेश करते हुए 
खेरेएड वेल्डन ने एक जोरदार वक्तृता दी और गाधीजी को आश्वासन 
दिया कि हिन्दुस्तान में यदि सत्याग्रह जारी करना पढ़े तो फिर उसके 
साथ-साथ इंग्लैंड मे भी सत्पाग्रह-आन्दोलन होगा | प्रगति-विरोधी पर्नों 
के प्रतिनिधि इन सब बातो को बरदाश्त नही कर सके, इसलिए उद्दोंने 
इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रस्ताव तो इद्धजैंड के अ्रखबारों 
के लिए अ्रपमानपूर्ण है। उसमें से एक ने तो यहातक कह डाला कि 
गाधीजी हमें समाचार ही नहीं देते, हालाकि हमारी कसनी ने इसके 
बदले में उनकी चलतीनोलती तस्वीर तेने का भी आग्रह किया था ! 
इस मित्र ने, अ्रपने साथ, दूसरों को भी गाधीजी के आगे ला धसीठ; 
और उन सबको पराजित करते हुए गाधीजी ने कहा-- अच्छा, उुनिए, 


श्प्६्‌ [ लन्दन से बाहर 


जो मित्र अन्त मे बोले उनके लिए तो अन्य किसी बात की अपेक्षा 
व्यापारिक बात ही मुख्य है। पर दूसरो के सामने मैं एक महत्वपूर्ण 
बात रखता हूँ । चय्गाव और हिजली में जो-कुछ हुआ मैं उन्हें उसका 
सच्चा-सच्चा हाल बतलाना चाहता हूँ | क्‍या वे उसे प्रकाशित करेंगे ( 
दूसरी महत्व की वात और सुनिए | जबतक मैं यहां पर हूँ, मुझे उनके 
लिए, बिना किसी सुआविज्ञे की आशा के, रोज-ब-रोज, भारत के समा- 
चार मिलते रहते हूँ। क्‍या वे उन समाचारों को प्रकाशित करेंगे १”? 
इसपर सन्नाठा छा गया, विरोध और प्रतिवाद की आवाजें बन्द हो गई, 
और सिर्फ़ उन दो-तीन की तठस्थता के साथ प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | 


जब हम ईटन जा रहे थे तो पहला प्रश्न गॉँधीजी ने यही किया 
क्या ईंटन वहीं स्कूल है, जहा जबाहरलालजी पढ़ चुके हैं ! मैंने उन्हे 
लक बताया कि वह स्थान हैरो है, ईंटन नहीं-“इसपर, कुछ 
श्रत्युक्तिन समभ्तिए, माँधीजी का कुछ उत्साह तो 
चही ठण्डा हो गया | अतः पाठक समक्त सकते हैं कि गाँधीजी केम्प्रिज 
जाने के लिए उत्सुक क्यों थे । यह जवाहरलालजी और श्री एश्डरूज 
का केम्ब्रिज है और जब एरडरूज उनको सुबह धूमने ले गये तो गॉधी- 
जी ने ट्रिनिटी कालेज के विशाल मैदान मे से होकर चलने की इच्छा 
प्रकट की क्योंकि जवाहरलालजी ट्रिनिटी कालेज में पढ़ चुके हैं । इसे 
आप भावुकता समस्तिएया और कुछ, यह तो मनुष्य स्वभाव ही है 
और गाधीजी, अन्य पुरुषों की तरह, उससे बरी नहीं हो सकते । ट्रिनिटी 
कालेज में जवाहरलालजी ही नहीं बल्कि टेनीसन, बेजल, न्यूटन आदि 
भी पढ़ चुके हैं; परन्तु हम उसे कभी नहीं देखते, यदि हसको यह न 
भालू होता कि यहीं, जवाहरलालजी पढ़ चुके हैं--जैसे हमने क्राइस्ट- 
चर्च को नहीं देखा, हालाकि वहाँ वड़्‌ स्वर्थ पढ़ चुके हैं। यही पेम्ब्रोक 
के लिए कहा जा सकता है--वह हमको इसलिए, प्रिय है कि वहां श्री 


१६१ [ लन्दन से बाहर 


एण्डरूज पढ़ चुके हैं; इसलिए, नहीं कि ओे ओर स्पेन्सर जैसे कवि वहा 
पढ़े थे । जब सन्‌ १२६१ में आक्सफ़ोड में पहले कालेज की स्थापना 
हुई, केम्ब्रिज की अमिलाषायें भी जाग उठीं और थोड़े ही काल में 
बेलियल और मार्टन के मुकाबिले में केम्ब्रिज में पीटर हाउस की स्थापना 
हो गई | यह प्रतियोगिता बराबर जारी रही और दोनों को इच्चलेंड के 
महापुरुषों का वहाँ के विद्यार्थी होने का गरब॑ समान रूप से है| यदि 
क्ेम्ब्रिज में आक्सफोर्ड से कम कालेज ई तो वहाँ विद्यार्थियों की सख्या 
अधिक है। यदि आक्सफोड में टेम्स नदी और उसके भव्य किनारे हैं 
तो केम्ब्रिज में वह बन्द! है, जहाँ फेम नदी चक्कर काटती हुई वहाँ की 
भूमि को एक श्रत्यन्त सुन्दर भूस्थल होने का गर्व दिलाती है। इन 
कालेजों की स्थापना धार्मिक विचारो को लेकर हुई है और इसको याद 
दिलाने के लिए. अब भी इन दोनों स्थानों पर 'चेपल” विद्यमान हैं। 
किंग्स कालेज ( केम्ब्रिज ) का चेपल १५ वी शताब्दी म॑ छुठे हेनरी ने 
बनवाया था और यह भवन निर्माण-कला का एक अद्भुत उदाहरण है, 
जिसको देखने इज्धलैंड के समी यात्री आते हैं। कवि ग्रे ने अपनी 
प्रसिद्ध 'एलेजी' के ये शब्द इसी भवन से उत्साहित होकर लिखे थे-- 
“एम धाए0पटटी 72078 क३फज़ए गर्ँ९ बात ९८६८० ए2पॉ० 
प्रष्च८ एथशापएई 2ए०६7९७ 5जए९ी५ धार 70६ ए फ7धा३८" 
इसकी खिड़कियों में जो रणीन काच जड़े हैं उनमें ईसा के जीवन, 
मृत्यु और स्वर्गारोहण के चित्र चित्रित हैं और कहा जाता है कि काच 
की चित्रकारी में संसार-भर में यहाँ की चित्रकला स्वोपरि है। आश्चर्य 
तो यह है कि चित्रकार और राज यही के कालेजों के 'फेलो! ( सदस्य ) 


इग्लेंड में महात्माजी ] शहर 


ये | इसीलिए वड़ स्व ने, जो यहीं के वातावरण में शिक्षित हुआ और 
जिसने इस चेपल में कई बार प्रार्थना की होगी, इसपर यह सुन्दर कविता 
लिखी है, जो रस और माधुय्य॑ में अद्वितीय हैः-- 


इ'5 700 धा& १0एथं 5शाएं जाए एशा) €ह5०9९॥82, 

ए7908 क्‍-7॥/०ै९०० शाएड ग्री९ 57277:९८६ छग0 एशा॥९प 
( 82966 [45णा7ई #00 4 8 ०च0 

(08 ज्रॉ0582९-६४००७९४ 5८००४६४६ 079 ) ४8 गरप्रार5६ 

दियते हीठशठप्र5 एणएऐ८ 0 कार गाशि।8९70४ ! 

--(ए९ थी ध॥07 ८87'5६. ग8। २९६एश] ए९]९८४४ ९ ॥07९ 
(0६6 7४८९४-८भै८पौ३४४८0 ]४55 07 एरण९,-- 

50 06९॥8९0 धा€ पढ्या 0 (87060 07 ६९ 8शा5९ 
एप्ण०४० [00ए |गधि5, इए०7९३० (४४ एपथ्ाटॉंगाह& 700 
5९६-90०७९४४, 8093 52009 7700 एशा (व0प्र5870 ८शॉ5 
'जधढाल 780६ ३०० ६80९ 72०0०5९, ण।2:7८ 7रप्रणशए तए८5 
(ईश॥ई--बयपे कातेध्या॥ई 0॥ 88 ॥0073 ६0 0:९४, 

[7४ धाएप्रश्ला[5 जरोग05९ एशए उछ९९६१९४५४ जशंति९ग छ070 
प्र॥४६ धा९ए एछढए& 0007 7 ग्रावर0:शॉ(ए 


यह स्थान देखकर हमारे हृदयों में पुरातन नालन्द, तक्षशिला पाठिल- 
पुत्र और काशी की नष्प्राय सस्कृति के लिए समवेदना का अशुभव हो रहा 
था और जब गाँधीजी से किसी ने भारत की शिक्षा-प्रणाली के भविष्य 
के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने दुःख के साथ बंगलोर और बम्बई के 
सफेद हाथियों ( अर्वाचीन विद्यालयों ) की ओर इशारा किया। 

यदि आक्सफोड के अध्यापकों को महासभा के देश की प्रतिनिधि- 


१६३ [ लन्दन से बाहर 


सस्‍्था होने के दावे से परेशानी हुईं थी, तो केम्ब्रिज के अध्यापकों को 
भारत के इद्धलेड और साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद की योजना से कम 
परेशानी नहीं हुई । पूर्ण स्वतत्रता की बात कर इच्धलेंड को क्‍यों नाराज 
करते हो ! क्‍या भारत मे शंग्रेजी राज्य ने हानि के सिवाय लाभ कुछ 
नही किया ! क्‍या ब्रिटिश सत्ता के अधिकार में रहता हुआ भारत 
स्व॒तत्र सरकारवाले चीन से अ्रच्छी हालत में नहीं है ! यदि गोरे सिपाही 
गैर सरकार के नीचे रहकर नौकरी नहीं करना चाहते तो क्या कुछ काल 
के लिए शाति के नाते उनकी बाते नही मान लेनी चाहिए ! क्या स्थिति 
इतनी भयानक हो चली है कि यदि पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हुए तो 
भारत १० लाख जान की कुर्बानी कर देगा ! ऐत्ते-ही-ऐसे प्रश्न वहाँ चल 
रहे थे। पेम्ब्रोक के आचाय॑ के मकान में उस समय यूनिवर्सिटी के 
सभी विद्वान्‌ मौजूद थे, जो गाधीजी के मुख से भारत के विषय में सुनने 
और यथासम्भव सहायता देने के लिए! जमा हुए थे | श्री एलिस बाकर 
जैसे बड़े नामी प्रोफेसर जिनका नाम प्राचीन और मध्यकालीन राजतत्रों 
के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, भी वेज डिकिन्सन जैसे बड़े योग्य 
विद्वान्‌ जिनके पूर्वीय देशों के अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापना 
के प्रयस्त से हम भारत तक में परिचित हैं, डाक्टर जॉन मरे और डाक्टर 
बेकर आदि जैसे धर्मशासत्र के प्रीढ़ पडित भी वहाँ उपस्थित थे। उसी 
सभा में 'स्पेक्टेटर” के श्री एल्चिन रेश्व भी ये जो ऐसी योजना की खोज 

में हैं जिससे इड्धलांड और भारत के बीच शान्ति रहे और विरोध के 

मौके कम-से-कम आवे । 
उनकी विद्गवत्ता, उदारता और स्थिति को समझने और सहायता 


इग्लेंड में महात्माजी ] १६४ 


करने की सच्ची इच्छा आदि सदगुणों का आदर करते हुए में कहूँगा 
कि आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के इन विद्वानों में कोई ऐसा नहीं है-जो हैनरी 
केग्प्रवेल वेनरमेन की प्रसिद्ध उक्ति 'सुराज्य स्व॒राज्य का काम: नही दे 
सकता” का मम समझता हो। वे प्रश्न के नैतिक, न्यायिक्र और-सहू- 
लियृत के पहलू पर विचार तो करते हैं, परन्तु उनमे कोई यह नहीं समभता 
कि उपयु क्त उक्ति की सत्यता के आधार पर ही आगे बात चल सक्नत्ती 
है। खैर अब मै इन विभिन्न प्रश्नों पर जो विचार गाँधीजी ने प्रकट किये 
उनपर आता हैँ ) ये बातें कई बार दुहराई जा चुकी है । 

“साममा सदा बराबरों-की शर्तों पर होता है| दासता की चाहे/जितने 
सुन्दर शब्दों में व्याख्या हो, वह साके के; बराबर नहीं? हो सकती। 
अतः वर्तमान सम्बन्ध में एकदम परिवर्तन 
होने की आवश्यकता है, सम्बन्ध-विच्छेद 
चाहे न हो, पर सम्बन्ध भनुष्य-मात्र के हित को दृष्टि, में रखते हुए हो । 
भारत सब चाहे संसार की दलित जातियो का रक्त-शोषण नहीं” कर 
सकता, परन्तु ब्रिटेन के सहयोग से, अवश्य कर सकता है। साके का 
अर्थ है इस रक्त-शोप्रण का सदा के लिए बन्द हो जाना । यदि ब्रिटेन 
इसके लिए तैयार नहीं है तो-भारत को उससे सम्बन्ध-विच्छेद्‌-कर हेना- 
ही उचित.है | आवश्कता इस बात की है कि ब्रिटेन अपनी, इस रक्तः 
शोषग्रुजजीति में, परिवततन करे। ऐसा हो जाने पर ब्रिटेन यह गर्व नहीं, 
कर सकेगा कि उसके.पास इतनी जल-सेत़ा: है किजो समुद्रों और; उसके” 
द्वीपान्तर व्यापार की रक्षा कर सकती है |” ; 

प्र०-दक्षिस-अफ्रिका के अधिनस्थ लोयों-के बारे में क्या करना हग़ा !? 


स्वत्तन्त्र भारत और साभा 


शहर [ लन्दन से बाहर 


उ०-- मैं यह हठ नहीं करूँगा कि हमारे सामे की पहली यह शर्त 
है कि बिटेन पहले उनकी ओर मी अपनी नीति बदले । परन्तु मै वहाँ की 
आदिम जाति के कष्ट-निवारण का प्रयत्न अवश्य ऋखूंगा क्‍योंकि मुझे 
अनुभव है कि वे भी विटेन की शोष ण-नीति के शिकार हैं। हमारे गुलामी 
से मुक्त होने का अर्थ है कि वे भी स्वतत्न हो जायें । यदि यह संभव न 
हो तो मैं उत सामे मे नहीं रहूँगा, चाहे वह भारत के भले के लिए ही 
हो । व्यक्तिगत रूप से तो मै यही कहूँगा कि वह सामा मेरी जाति के योग्य 
होगा और में उसको सदा कायम रखने का प्रयत्न भी करूँगा, जिससे 
संसार इस शोषण-नीति से सदा के लिए बरी हो जायगा। भारत कभी 
किसी दशा में इस नीति का स्वागत नहीं करेगा और मेरी ते यह इृढ़ 
धारणा है कि यदि महासभा भी इस साम्राज्य-नीति को स्वीकार कर ले 
तो मैं उससे भी अपना सम्बन्ध-तिच्छेद कर लूँगा ।” 
प्र-- क्या महासभा असी फिलहाल, जबतक अन्य पतन्ध न हो 
दक्षिण-अफिका, कनाडा आदि के समकक्ष स्थान से संतुष्ट नही होगी १! 
» उ०-- इस पूरन के उत्तर में 'हाँ! कह देने मे मुझे खतरा मालूम - 
होता है। यदि आप इससे किसी अधिक अच्छी और उच्च-स्थिति का 
कल्पना करते है कि जिसे प्रात्त करने के लिए हमें फिर प्रयत्न करना 
होगा, तो मेरा उत्तर नहीं! है। और यदि वह स्थिति ऐसी आदर्श है 
कि फिर हमारी कोई अमिलाबा बाकी नहों रहती, तो मेरा उत्तर हाँ! 
है। वह स्थान तो उपयुक्त तभी होगा, जब सर्व-साधारण तक को यह 
अनुभव होने लगे कि वे पहले से सर्वया विभिन्न अवस्था मे हैं। अतः 
मैं थोड़े भी काज्ञ के लिए कोई नीचा दर्जा स्वीकार करने को तैयार नहीं 


इस्लेंड मे महात्माजी श्ध्द 


हूँ। महासभा तो सर्वोत्तम स्थान से थोड़े भी नीचे स्थान से सन्हुष्ट नही 
होगी |” 

प्र०-- “इन राजाओ का क्या होगा, ये तो स्वाधीनता नही चाहते !” 

3०--हा, मै जानता हैँ, वे नहीं चाहते । परन्तु वे तो मजबूर हैं, 
इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते | वे तो ब्रिटिश सरकार के आश्ञा- 
पालक हैं । परन्तु ऐसे अन्य व्यक्ति भी तो हैं, जो ब्रिटिश शत्नों ही को 
अपना रक्षक सममभते हैं। मैं तो फौज पर पूरा अधिकार मिले बिनी 
कुछ न लूँगा । यदि भारत के सभी नेता मिलकर इस फ़ोजी अधिकार 
के पूश्न पर अन्य कोई सममौता कर लें तो भी मै इससे बाहर रहूँगा, 
चाहे उसका विरोध न करूँ, लोगों को और त्याग करने और कष्ट सहने 
को न कहेँ । यदि कोई ऐसी रीति निकाली गई कि जिससे हमारी सब 
आशार्यें कुछ असे में मगर शीघ्र ही पूरी हो जाती हों, तो मे उसे सहन 
कर लूँगा; परन्तु उसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दूँगा । 

“परन्तु यदि आप यह कहे कि गोरी फ़ौजे राष्ट्रीय सरकार के अधीन 
रहकर काम नहीं करेंगी, तो मेरी सम्मति में तो यह ब्रिटेन और हमारे 
सम्बन्ध विच्छेद का जुबरदस्त कारण हो जायगा | हम नहीं चाहते और 
न हम बरदाएत करेंगे कि हम पर कब्जा जमानेवाली फौज यहा रहे 
ऐसी किसी फौज को भारतीय बनाने की योजना हमारे लिए लाभप्रद 
नहीं हो सकती है, जिसमे अन्ततः अधिकार गोरो के हाथ में हो और 
जिसमें हमारे अधिकार पाने की योग्यता पर वैसा ही सन्देह प्रकट किया 
जाता हो कि जैसा आज किया जा रहा है। रुच्ची उत्तरदायित्त्पूर्ण 
सरकार तो तमी स्थापित हो सकती है, जब अंग्रेज हम पर और हमारी 


१६७ हे [ लन्दन से वाइहर 


मी 


योग्यता पर विश्वास करें ] यह अशान्ति तो तमी दूर होगी, जब व्िठेन 
को यह विश्वास हो जायगा कि उसने भारत के साथ अन्याय किया है 
और वह उसके प्रायश्रित्त के लिए. गोरी फ़ोजों को भारतीय मंत्रियों के 
अधिकार में दे देगा । क्या आपको डर है कि भारतीय मंत्रियों की 
मूर्खतापूर्ण आज्ञाओ से गोरे सिपाही मार डाले जायेंगे! क्या मैं आपको 
याद दिलाऊं कि गत बोअर-युद्ध मे एक ऐसा अवसर आया था, जिसमे 
इंज्लैंड मे उस युद्ध के ब्रिटिश जनरलों को गधे कहा गया था और गोरे 
सिपाहियो की वीरता की प्रशंसा की यई थी। अगर बड़े-बड़े ब्रिटिश 
जनरल भी गलती कर सकते हैं तो भारतीय मन्त्रियों को भी करने दो | 
ये भारतीय मन्त्री निश्चय ही कमार्डर-इन-चीफ और अन्य फौजी विश्े- 
घक्नो से सत्र बातो मे परामश्श करेंगे, हाँ, आखिरी जिम्मेदारी और 
अधिकार मन्त्री का होगा । तव कमाण्डर-इन-चीफ के स्व॒तन्त्रता होगी कवि 
वह आज्ञा-पालन करे या इस्तीफा हे दे । 
खतन्‍त्रता का मूल्य खून से चुकाने का मेरा विचार आपको कचीका 
देता है। में हिन्दुस्तान की सब हालवों से वाक्िफ होने की दावा करता 
हूँ और इसलिए कहता हूँ कि हिन्दुस्तान एक-एक इज्ध करके आनेवाली 
मौत से मर रहा है | लगान की वसूली का अर्थ है किसानों के बालकों 
के मुँह से कौर छीन लेना | किसान अवर्णनीय को में से गुज्धर रहा है। 
इसका इलाज दरमियानी व्यवस्था नहीं है। क्या ब्रिटिश सरकार उसका 


मै जो अर्थ करता हूँ वही अर्थ करती है! क्या वे हमारी मदद करने को 


अथात्‌ हमारे हित के लिए दी ब्रिटिश सोलजरसे को रखेंगे ? यदि यह 


चात है तो हम भी उन्हे रखेंगे और हमारे साधनों -की अनुकुलता के 


इ्लेंड में महात्माजी ] श्ध्प 


अनुसार उन्हे तनख्वाह देंगे। परन्तु यदि प्रामाणिक्रता के साथ यह 
माना जाता हो कि हम नालायक़ हैं और ब्रिटिश अधिकार को दीला 
नहीं करना चाहिए तो, यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा है, हमें कष्ट-सहन की 
कसौटी में से गुज़रना चाहिए । मैने दूसरे लोगों के खून बहाने की बात 
नही कही है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि हिसक-दल मिटते जा रहे हैं। 
परन्तु हमारे अपने खून की गगा बहाने की--प्राप्त स्थिति का सामना 
करने के लिए स्वेच्छापूर्वक शुद्ध-आत्मबलिदान करने की बात मैंने कही 
थी | यदि उसमे से उसे गुजरना ही चाहिए तो यह कष्ट-सहन भारत को 
लाभ ही पहुँचायगा | मैं खुद तो यह खयाल नहीं करता कि क्ौमी दंगे, 
जिसका आपको भय है, होंगे। भारत की आबादी का ६० फी सैकड़ा 
ग्रामबासी हैं और यह झगड़े शहर की १० फी सैकड़ा आबादी में ही 
होते हैं | जिस मृत्यु में कुछ भी गौरव नहीं, ऐसी इस तच्छ मु की 
अपेक्षा मै उस खुनखराबी को कुछ भी न गिर्देंगा। बेशक, इसमें यह 
बात मान ली गई है कि भारत को जो विदेशी सेना उसपर क्रब्जा किये 
हुए. है उसका और दुनिया में सबसे खचौंली सिविल-सर्विस का इतना 
भारी ख़चच देना पड़ता है कि उसे भूखों मरना पड़ता है। जापान जो 
इतनी बड़ी सेना रखता है उसकी मी सेना का इतना खर्च नहीं है जितना 
कि भारत को देना पड़ता है। 
“आपसे मेरा यह ऋगडा है। में यह जानता हैँ कि प्रत्येक प्रामा- 
* णिक्र अग्रेज भारत को स्वतन्त्र देखना चाहता है, परन्तु क्या यह दुःख 
की बात नही है कि वे यह खयाल करते हैं कि बिटिया सेना भारत में 
से हथाई नहीं कि उसपर आक्रमण और परस्पर के युद्ध होने लगेंगे! 


१६६ [ लन्दन से बाहर 
इसके विर्दद्ध मेरी तो यह कहना है कि अंग्रेजों की मौजूदगी ही अन्दरूनी 
श्रन्धांधुन्धी का कार्रेण है, क्योंकि ओपने फूट डालकर राज्य करने की 
नीतें से भारत परे सेज्य किया हैं। अपकें' उपकारक इरादो के कोर, 
अपिको ऐसा प्रतीत होतों है कि मेंढक को खुरपी चुभतीं नही है । परन्तु 
स्वभाव से ही वह तो चुमेंगी। आप हमारे आमन्त्रण से तो भारत में 
आये नहीं। आपको यह जान लेना चाहिए कि सबो जगह असनन्‍्तोष 
फैला हुआ है और हरएक शख्स यह कहता है कि हम विदेशी राज्य 
नहीं चाहिए, ।! आपके बिना इमारी कैसे गुजरेगी/ इसके लिए, आपको 
इंतेंनी अधिक चिन्ता क्यों है १ अग्रेज़ों के ओनें के पहले के जुमाने का 
ख़यांले-कीजिए:। इतिहास मे हिन्दू-मुसलंमानों के दगे आज से अधिक 
दर्ज नहीं हैं। सच वात तो यह हैंकि हमारे जुमानें का इतिहास ही 
अधिक काला है | अंग्रेजी बन्दूके अपराधी और निरपरांधी को दंड देने 
में समर्थ हैं, फिंर भी दंगे रोकने में असमर्थ 'हैं। औरगरजेब के राज्य काल 
में भी दगो का होना सुनाई नहीं देता । आक्रमयणों में बुरे-से-जुरा आक्रमण 
भी लोगो को छू नहीं सका है | वे महासारी की तरह एके समये पर आते 
थे | महामारी के ऐसे आकरसणों को रोकने के लिए, जो अन्ततोगत्वा 
शुद्धि का उपाय भी हो सकता है, यदि डाक्टरों की फौज हमें रखनी पड़े 
और उनको तन ख्वाह देने के लिए हमें भूखों मरना पड़े तो हम उस शुद्धि 
के उपाय को ही अधिक पसद करेंगे। बाघ और सिंह के कभी-कभी 
होनेवाले आंक्रमणों को लीजिए. | क्यों हम इन प्राणियों से सीधे युुं 
करने के और जोखिम उठाने के बदले करोड़ों के खच से किले और 
कोट बॉधना स्प्रीकार करेंगे ! मुझे माफ करे, हम ऐसे भीरु राष्ट्र के 


इस्लेंड में महात्माजी ] ०७ 


लोग नहीं हैं, जो हमेशा जोखिम से डरकर भाग जायेंगे। विदेशी बदूक 
के रक्षण के नीचे जीने से तो हम इस पृथ्वी पर से मर मिट यही भ्रच्छा 
है। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि अपने झगड़े मिटाना श्रौर 
शआक्रमणों का सामना करना हम जानते हैं | भारत जो कई श्राक्रमणों 
में से गुजरा है और जिसकी सस्कृृति और सम्यता से बढ़कर दूसरी कोई 
संस्कृति और सभ्यता नहीं है उसके प्रति दया नहीं करना चाहिए और 
उसे रुई में दबा न रखना चाहिए।” हि 

कई घरटों की बातचीत को मैने कुछ पैरेग्राफ़ों में सक्षेप करके दिया 
है | यह बात नहीं कि दूसरे कई प्रश्नों की चर्चा नहीं हुई, परन्तु मैने 
केवल चर्चा के मुख्य-मुझ्य विषयों का ही उल्हेंख किया है। मित्रों ने 
पैय॑पू्वंक सब सुना और ब्रिटिश मन्त्रियों के सामने रखा जा सके ऐसा 
कोई हल सुक्ला सकने की दृष्टि से चर्चा करने का वचन दिया | 

आक्सफोर्ड की ही तरह यहाँ पर भी पूर्णतया मैत्री और सहानुभूति 
का ही वातावरण था, और प्रत्येक के हृदय में बात को समझने और 
सहायता करने की ही इच्छा समाई हुई थी। इसका एक उदाहरण देने 
का लोभ मैं सबरण नहीं कर सकता | चर्चा यह हो रही थी कि भारत 
के साथ यदि उपनिवेश या 'सन्तरति राष्ट्र (03पन्‍॥7९ ९४४००) 
का-सा व्यवहार हो तो भारत उसके लिए तैयार है या नहीं ! कुछ मित्र 
ने कहा, “जिसे कि औपनिवेशिक स्थिति या पद कहा जाता है उससे 
सन्तुष्ट होने में हिन्दुस्तान को कठिनाई न होनी चाहिए |” श्रीमती हचि- 
न्सन ने कहा, “स्थिति ऐसी है कि कनाडा या दक्षिण अफ्रिका का जी 
पद है वह हिन्दुस्तान का नही हो मक॒ता । क्या कमी हमने उसके साथ 


२०१ [ लन्दन से बाहर 


सन्तति राष्ट्र के रूप में व्यवहार किया है ! उपनिवेश तो ऐसे हैं कि 
जिन्हे ग्रकृति ने एक-बूसरे से सम्बन्ध कर रखा है, वे मातृठेश? 
(/००ा९ (0पाध 5) से ही निकल कर बढ़े हैं। हिन्दुस्तान को 
ऐसा नही कह सकते, उसे ऐसी बस्ती ((१०]०॥9) या कड़ी (] ॥॥:) 
कैसे मान सकते हैं !” और गाँधीजी ने कृतज्ञता के साथ कहा, “श्रीमती 
हचिन्सन, आपने वार तो निशाने पर किया है |” 

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए, कि हिन्दुस्तानी मजलिस मे, भारतीय 
लड़कों को अपेक्षा अंग्रेज लड़को ने ही अधिक अच्छे प्रश्न पूछे थे । 
अज्ञानयुक्त प्रश्न पूछनेवाले तो दोनों ही भे से थे | रावण के मस्तकों 
की तरह अल्पसंख्यक कोमो का प्रश्न बार-बार निकलता था! गाँशषीजी 
ने उसका इस प्रकार उत्तर दिया, “यह खयाल न करे कि भारत में 
हिन्दू , मुसलमान और सिख जनता को लक्क॒त्रा मार गया है। यदि यह 
बात होती तो भारत की सबसे बड़ी सस्था का प्रतिनिधि बनकर में यहाँ 
न आया होता | परन्तु बेवकूफी तो केवल यहाँ आये लोगों में ही है।'” 
ओर जब गाँधीजी ने यह खुलासा किया कि “यहां आये लोगों के मानी 
यहाँ आये हुए श्रोता नही परन्त गोलमे ज्ञ-परिषद्‌ के भारतीय प्रतिनिधि 
हैं जिनमे से एक में भी हूँ”? तो लड़के खिलखिला कर हँस पड़े | एक 
अंग्रेज लड़के ने यह अज्ञानपूर्ण-प्रश्न किया कि “गाँवों के वेकार लोग 
शहरों में जाकर किमी उद्योग में क्यों नहीं लग जाते हैं !” इसके उत्तर 
में गाँधीजी ने विनोद मे कहा, “खेतीबारी के शाही कमीशन ने भी यह 
उपाय नहीं सुकाया था। 


लेकिन इस अइहास में सच्चा सन्देशा लुप्त नहीं हो गया | क्योंकि 


इस्लेड में महात्माजी ] २०२ 


गाँधीजी ने बताया “कि किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत में सारी जाति 
वैज्ञानिक रीति से मुलस रही है। एक ऑग्रेज़ मित्र ने जो सेना में 
भरती होनेवाले ये और पन्द्रह दिनों में ही शायद भारत आने के लिए 
रवाना होनेवाले थे; पूछा--क्या आप बतायेगे' कि भारत जानेवाला 
ऑँग्रेज मारतीयों से कैसे सहयोग करे और भारत की कैसे सेवा करे !' 
गाँधीजी ने इनसे कहा--“पहले तो उसे श्री एश्डरूज़ से मिलनाशचाहिए 
और.वह उनसे पूछे कि उन्होंने भारत की सेवा करने के लिए क्या 
किया और उसके लिए क्‍या सहन किया | उन्होंने अपने जीवत-का' 
प्रत्येक चुश भारत की सेवा मे अपंण किया है- और कई हज़ार अंग्रेजों 
का काम अकेले किया है | इसलिए अंग्रेज उनसे पहला सबक सीखे। 
फिर वह सिखाने के लिए नहीं परन्तु भारत की,सेवरा' करना सीखने के 
लिए, जायें और यदि.इस भाव से वह-अपना काम-आरम्म करेगा तो 
वह सिखायेगा भी । परन्तु-यह करने में.वह अपनी खुदी को छोड़ देगा 
और भारतीयों मे मिल्ल जायगा, जैमा कि श्री स्टोक्स ने शिमला की 
पहाड़ियों में किया है। वह सब उनके साथ मिल्ल.जायें और मदद-करने 
का प्रयत्न करें| सच्चा ग्रेम.क्या नहीं कर सकता £ वे सब; जिनमें 
भारत के प्रति प्रेम है, मारत अवश्य जायें | वहाँ उनकी आवश्यकता है” 
जिन ड्वेकर मित्रों नेसबसे पहले राष्ट्र की तरफ़ से गाँधीजीका 
स्वागत किया था, वें जितना अपने से हो सकता है मदद करने का 
प्रवस्त करते हैं।वे कई बार गाँधीनी से 
मिल गये। एक मर्तबा उन्होंने एक प्रति 
निधि-मण्ल के भारत प्रेजने के विपय में चर्चा कीःओर उसमें कौन 


अल्पसख्यक जातियाँ 


२०३ [ लन्दन से बाहर 


कौन हों, वह क्‍या जाँच करे और किस तरह काम करे आदि सब विषय 
की चर्चा हुई। उन्होंने गाँधीजीं से मिलकर भारतीय स्थिति के सम्बन्ध 
में बड़े आवश्यक प्रश्न पूछे | मैं सब्र सवाल का जवाब यहा न दूँगा, परन्तु 
अल्प-सख्यक कोमों के प्रश्न को सघ-विधान के प्रश्न के मार्ग का रोड़ा 
बना देने में जो दभ और इन्द्रजाल बिछाया हुआ था उसे उन्होंने जिन 
तीक्षण शब्दों में स्पष्ट किया, उसे यहा देने के लालच को मै नहीं रोक 
सकता | “मैंने परिष्रद्‌ को पसद क्लिए. लोगों को बताया है और यह 
विचारपूर्वक है। अगर आप चाहे तो कुछ बाते कितनी बुरी हैं और इस 
परिषद्‌ के होने के पहले कैसी चालें हुई थीं यह मै,आपूको दिखा सकता 
हूँ । यदि हमें हिन्दू-सहासभा, मुसलमान, या अस्थृश्यों के प्रतिनिष्चि चुनने 
को कहा गया होता तो हम आसानी से महासभा करे प्रतिनिधि भेज सकते 
थे। क्या महासमा ने देशी राज्यो की प्रजा के, अधिकार यों ब्रिक, जाने 
दिये होते ! राजा जो अपनी ग्रजा के भी प्रतिनिधि होने का. दावा करते 
हैं, उनका दावा ठिक नहीं सकता है। राजाओं को इस दोहरे अधिकार 
से बुलाने में ही परिष्रद्‌ का सबसे बड़ा दोष है। मारत में देशी राज्य 
प्रजा परिषद्‌ है, वह इस प्रश्न पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती थी, 
परन्तु मैंने उसे समकाकर रोक रखा है. 

“मेरे मन मे जो बात थी वह मैंने कह दी है | महासभा अल्पसंख्यक 
जातियों के अधिकारों को बेच देने मे असमर्थ हे | अछूतों को मै अच्छी 
तरह जानता हूँ, यह मेरा दावा है। उन्हे जुद्दे- प्रतिनिधि मण्डल देना 
उन्हें मार डालना है। अभी वे उच्च वर्गों के ह्वाथों में हैं । वे उन्हे पूरी 
तौर से दवा सकते हैं और उनसे जो उनको, दया पर निर्मर है, बदला 


इग्लैंड में महात्माजी ] २०४ 


भी ले सकते हैं। मे यह रोकना चाहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि 
मैं उनकी तरफ से जुदे प्रतिनिधि-मण्डल की माँग के विरुद्ध लड्ढेंगा । में 
जानता हूँ कि यह कहकर मै अपनी शर्म को आपके सामने स्पष्ट करता 
हूँ | परन्तु वर्तमान स्थिति में मैं उनके नाश को कैसे बुला लूँ ! में ऐसा 
अपराध कभी न करूँगा। श्री अ्रम्बेडकर योग्य पुरुष हैं, परन्तु दुर्भाग्य 
से इस मामले में उनका दिमाग फिर गया है। मै उनके श्रछ्ूृतों के 
प्रतिनिधि होने के दावे को अस्वीकार करता हूँ । 

“अब दूसरा सिर लीजिए--यूरोपियनों का | मैं दूसरे कारणों से 
उनके लिए छुदे प्रतिनिधि-मडल होने का सख्त विरोध करूँगा। वे 
राज्य करनेवाली प्रजा हैं और उनका देश में असाधारण प्रभाव है। 
आप यह जानते हैं कि प्रथम भारतीय गवर्नर का जीवन उन्होंने कैसा 
असझाय बना दिया था ! उनके मन्‍्त्री ही उनके पीछे पड़े थे, श्रौर नौकर 
ही उन पर जासूमी करते थे। गोलमेज-परिषद्‌ में यूरोपियनो के प्रतिनिधि 
सर-हबरटकार से मैने पूछा कि आप मत के लिए, हमारे पास क्‍यों नहीं 
आते | एएडरूज-जैसे पुरुष को भारतीय मतदाता अवश्य चुनेंगे इसका 
आप यकीन रक्‍्खें | उन्होंने कह्ा कि--'श्री एश्डरूज अैंग्रेजो के योग्य 
प्रतिनिधि न होंगे । वे किसी भारतीय कौ तरह अंग्रेजों के मानस के 
प्रतिनिधि नहीं हैं |! इसके उत्तर में मेरा यही कहना है कि "यदि श्रेग्रेजों 
को भारत में रहना है तो उन्हें भारतीय मानस का प्रतिनिधि बनना 
चाहिए ।! दादाभाई नौरोजी ने जिन्हे लॉड सोल्सबरी 'काला आदमी' 
कहा करते थे, क्या किया! वे सेट्रल फ्रीन्सबरी के मतो से पालंण्ट में 
गये थे | ऐग्लो-इण्डियनों में के गरीबो को कर्नल मिडनी की अपेद्ा मै 


२०५. ; [ लन्दन से बाहर 


अधिक जानता हूँ । मुझे उनकी स्थिति का ताहश्य ज्ञान है। वे मेरे 
सामने आकर रोये हैं। उन्होने कहा है--हम अ्रेंश्रेज़ों की नकल करते 
हैं और वे हम अपनाते नहीं। विचित्र रिवाज ओर रहन-सहन स्वीकार 
कर हम भारतीयो से दूर जा पड़े हैं ।? मैं उनसे कहता हूँ कि, आप फिर 
हमारे पास चले आइए, हम आपको अपनावेंगे, यदि वे जुदे प्रतिनिधि- 
मण्डल स्वीकार करेंगे तो अस्पृश्य हो जायेंगे | कनंल गिडनी की स्थिति 
भले ही सलामत रहे, परन्तु उनकी तरह सब “नाइट तो न होंगे | परन्तु 
सेवा के ज्रिये वे लोगो के पास जायेंगे और उनका मत माँगेंगे तो वे 
सब सलामत रहेंगे ।” 


लड्ढाशायर के कारखानों के कुछ विभाग में खासतौर पर हिन्हु- 
स्वान को भेजने के लिए ही सती माल तैयार किया जाता है | "सजनो 
कम से जिस विनय की आशा रखी जा सकती है उसको 
अनुभव करने के लिए हस तैयार थे, मुसीवतों और 

गलतफहमी के कारण उत्तन्न कुछ कठुता को भी श्रनुभव करने के लिए 
हम तैयार थे, परन्तु हमने तो उसके बदले यहाँ प्रेम की वह उष्णता 
पाई जिसके लिए हम तैयार न थे | में जिन्दगी-भर अपने हृदय में इस 
स्मृति को क्वायम रक्खूँगा |”? इन शब्दों मे, जिनका कि सारांश वह वहा 
के भालिक और करीगरों की हरणक़ समा में दोहराते थे | गाँधीजी को 
इन सब मित्रो से मिलने का जो अवसर उन्हे मिला, उसके लिए अपनी 
कतशता प्रकाशित की। इस स्वागत में जो प्रेम-भाव था, उसकी तो 
फेबल भारत के शहरों और देहातो में गाँधीजी का जो स्वागत होता था 
उसीसे ठुलना की जा सकती है । वहा बोई सर्वसाधारण सभा नहीं हुई, 
परन्तु उससे कहीं अच्छा मालिक और मज़दूरों के विभिन्‍न समुदायों से 
दिल खोलकर बातें करने का आयोजन हुआ । उन्होने गाँधीजी के सामने 
अपनी सब बातें पेश कीं और गाँधीजी मे एक ही जवाब वास्वार 


२०७ [ लन्दन से बाहर 


दोहरान का जोखिम उठा करके भी सब समुदायों से मुलाक़ात की, 
किसीको इनकार न किया | 
उन सबकी बातें पैय्यपूर्वक सुन लेने के बाद गाँधीजी को यह कहने 
में कुछ आनन्द नही हो सकता था कि वह उन्हें बहुति-करम सुख पहुँचा 
सकते हैं । वे शायद बड़ी आशायें रखकर आये 
, -होंगे। परन्तु गॉधीजी को बड़े दुःख के साथ उनपर 
यह बात स्पष्ट करनी पड़ी कि मुझे उस काम का भार उठाने के लिए 
कहा जा रहा है जिसे उठाने के लिए मै और मेरा देश दोनो असमर्थ 
हैं-। “मेरी राष्ट्रीयवा इतनी सकुचित नही है, कि मै आपके दुःखो के लिए 
दुःख अनुभव न करूँ और उसपर हर्ष मनोऊँ। दूसरे देंशो के सुख को नष्ट 
करके मै अपने देश को सुखी करना नहीं चाहता | किन्ठु, यद्यपि मे यह 
देखता हूँ कि आपको बड़ी हानि हुई है, परन्ठु मुझे भय है कि आपका 
दुःख मुख्यतः हिन्दुस्तान के कारण ही नही है" कुछ वर्षों से स्थिति 
ख़राब ही चली आती है, बहिष्कार तो उसमें आखिरी तिनका है |” 
उन्होंने स्प्रिगवेल गाडन नासक गाँव में कहा--“'सधि पर ५ मार्च को 
दस्तखत-हो जाने-के- बाद विदेशी कपड़े से भिन्न विटिश कपड़े का 
बहिष्कार नहीं है| रह है | एक राष्ट्र की हैसियत से हम तमाम विदेशी कपडे 
का बहिष्कार करने के लिए वेंघे हुए हैं। परन्ठ॒ यदि इग्लेंड और हिन्दुस्तान 
में सग्मान पूर्ण संधि हो जाय, अर्थात्‌ स्थायी शान्ति हो जाय तो हमारे 
कपड़े की पूर्ति के लिए और स्वीकृत शर्तों पर दूसरे विदेशी वस्छरों के 
मुकाबले में मैं लक्काशायर के कपड़े को प्रधानता देने में न हिचकिचाऊँगा | 
परन्तु इससे आपको कितनी सहायता मिलेगी मैं नहीं जानता । आपको 


दुःख का कारण 


इस्लेंड में महात्माजी | र्ण्८ 


यह जान लेना चाहिए कि हुनिया के तमाम बाजार आपके लिए खुले 
नही हैं। आपने जो किया वही दूसरे राष्ट्र आज कर रहे हैं। हिन्दुस्तानी 
मिले भी प्रतिदिन अधिकाधिक कपड़ा तैयार करेगी। में लड्भाशायर के 
लिए हिन्दुस्तान के उद्योग में प्रतिबन्ध डालूँ यह तो निश्चय ही आप 
न चाहेंगे |” 

“एक दूसरी जगह उन्होंने कहा--“यहां जो बेकारी है उसका मुझे 
दुःख है, परन्तु यहां भुखमरा या अर्ध-धुखमरापन नहीं है | हिन्दुस्तान में 
तो यह दोनों ही हैं | यदि आप हिन्दुस्तान के गावों में जाय॑ तो वहा आप 
ग्रासवासियों की आखों में स्ंधा निराशा ही देखेंगे, अधभूखे कंकाल, 
जिन्दा मुरदे मिलेगे। यदि हिन्दुस्तान काम के रूप में उनमे खुराक 
ओर जीवन डालकर उन्हे पुनर्जीवन देसके तो इससे बह दुनिया 
की मदद कर सकेगा। आ्राज तो हिन्दुस्तान शापरूप है। देश में एक 
पक्ष ऐसा है जो इन अधभूखे करोड़ो का शीघ्र ही नाश होना चाहेगा 
जिससे कि दूसरे लोग जीवित रद्द सके। मैंने एक मनुष्योचित उपाय 
सोचा है । इससे उन्हे वह काम मिलेगा जिसे वह जानते हैं, जिसे वें 
अपनी मोंपड़ी में भी कर सकते हैं, जिसमे ओऔज्ञार वगैरा में कोई बड़ी 
पूँजी नही लगानी पड़ती और जिसकी उपज आसानी से बेची जा सकती 
है। यह कार्य ऐसा है जिस ओर लड्ढाशायर को भी ध्यान देना चाहिए | 

“लेकिन इन मिलों की हालत देखिए जो अभी उस दिन तो गूँज 
रही थी और आज वेकार पड़ी हैं। ब्लेकबन, डारवन, ग्रेट हारबुड, 
एक्रीगटन में कोई सो मिले बद कर देनी पड़ी है। ग्रेट हारबुड के 
विभाग में कम-से-क्रम १७,४३६ करे बेकार पड़े है ।” 


२०६ [ लन्दन से बाहर 


कुछ कारीगरों ने कहा--“ हमने हिन्दुस्तानी कपड़ा बुनने को 
कालेज में विशेष शिक्षा पाई। हम ख़ास हिन्दुस्तान के लिए धोती तैयार 
करते हैं| और आज हम वह क्यों न तैयार करें और इड्चलेंड और 
भारत में अच्छा रिश्ता क्यों न पैदा करें ?” * 

कुछ मजदूरों ने कह्ा--/१८६७-€८ के अकाल में हमने हिन्दुस्तान 
की मदद की थी। हमने गरीबों के लिए चन्दा इकछ्ा किया और उन्हें 
भेज दिया | हम सदा उदारनीति के पक्तु मे रहे | बहिष्कार हमारे विरुद्ध 
क्यों होना “चाहिए !” कुछ लोगो-ने तो अपना वैयक्तिक दुःख भा 
यॉधीनी के सामने रखा। उसमें सबसे अधिक करुणाजनक तो 
यह था-- 

“मे रुई का काम करनेवाला हूँ | मै चालीस बरस तक बुनकर रहा 
हूँ और आज वेकार हूँ | आवश्यकता और तकलीफ की मुझे चिन्ता 
नहीं है। किन्तु मेरा अपना आत्मसम्मान चला गया है| मै बेकारी की 
मदद पाता हूँ इसलिए मैं अपनी नजरों में आप ही गिर गया हूँ। मै नहीं 
खयाल करता कि मैं अपना जीवन आत्मसम्मान से युक्त पूरा कर 
सकूँगा |” र 

मालिक और समृद्ध कारीगरों के लिए, जो वहां रविवार की छुट्टी 
विताना चाह योकशायर में दायेज़ फर्म एक आराम-ग्ह है। वहां पर 
कक बेकार लोगों के झ्छ प्रतिनिधि-मण्डल गाँधीजी से 
हि मिले और उन्होंने क़रीब-करीब यही बात कही और 
आराम-छ के भाइयो ने तो एक खास प्रार्थना की योजना की, जिसमे 


उन्होने ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की | गांवीजो के लिए, 


इग्लैंड भे महात्माजी ) २१० 


अपना हृदय छिपाना असम्भव था | “यदि मै आपको स्पष्ट न कहूँ तो 
मेरा आपके प्रति असत्याचरण होगा--मैं भूठा मित्र गिना जाऊँगा [”? 
गांधीजी ने पौन घण्टे तक अपना हृदय उनके सामने खोलकर रखा। 
उनके जीवन में अर्थशात्र, आचारशासत्र और राजनीति किस तरह एक- 
रूप हो गये हैं, इसका उन्होने वर्णन किया। तमाम बातो के मुक्काबिले में 
सत्य का रणडा उन्होने किस तरह ऊँचा उठाया है, परिणामों से बँध 
जाने से उन्होंने अपनेको किस तरह रोका है, देश के सामने चरखा 
रखने की उन्हें किस तरह प्रेरणा हुई और दुनिया की स्थिति के कारण 
वे क्रिस तरह आज की हालत में आ पहुँचे हैं इसका भी वर्णन किया | 
उन्होंने कह्ा-- 

“पात मा के महीने में मद्र और विदेशी कपडे के बहिष्कार की 
स्वतन्त्रता के लिए मैंने लार्ड इविन के सामने प्रयत्न किया । उन्होंने 
सूचना की कि मै परीक्षा के तौर पर तीन महीने के लिए बहिष्कार छोड़ 
दूँ और उसका फिर आरम्भ करूँ। मैंने कह्ा--'मै तो इसे तीन मिनिट के 
लिए भी नहीं छोड़ सकता ।” आपके यहा ३,०००,००० बेकार हैं, परन्तु 
हमारे यहा तो २००,०००,००० छः महीने के लिए वेकार रहते हैं। 
आपके बेकारों की मदद की औसत दर ७० शिलिंग है और हमारी 
औसत आमदनी ७॥ शिलिंग है। उस कारीगर ने जो यह कहा कि वह्द 
अपनी नजरों में आप गिर गया है, सच कह्या है। मैं यह विश्वास करता 
हूँ कि मनुष्य के लिए वेकार रहना और मदद पर जीना उसे हलका 
बनाना है| हड़ताल के समय भी हड़ताली लोग एक दिन के लिए बेकार 
रहे यह मैं सहन नहीं कर सकता था और पत्थर तोड़ने, रेत ले जाने, 


२११ [ लन्दन से बाहर 


और सार्वजनिक सड़को को काम उनसे लेता था और अपने साथियो 
से भी उसमें शामिल होने के लिए कहता था। इसलिए कल्पना करो कि 
३००,०००,००० का बेकार रहना, प्रतिदिन करोड़ों का काम के अभाव मे 
पतित होना, अपना आत्मसम्मान और ईश्वर मे श्रद्धा को खो देना, यह 
कितनी बड़ी आफत है। मै उनके सामने ईश्वर के सन्देश को ले जाने की 
हिम्मत ही नही कर सकता । एक कुत्ते के।सामने ईश्वर का सन्देश ले जाऊं 
और उन भूखे करोड़ों के पास जिनकी आँखों में नूर नहीं है और रोटी 
ही जिनका खुदा है, उसे ले जाऊँ, तो यह दोनो ही बराबर हैं। मै 
उनके पास, सिर्फ पवित्र काम का सन्देश लेकर ही--ईश्वर का सन्देश 
लेकर जा सकता हूँ । बढ़िया नाश्वा करके और उससे भी बढ़िया खाने 
की आशा रखते हुए ईश्वर की बात करना अच्छी बात है| परन्तु जिन 
करोड़ों को दिन॑ में दो दफा खाना मी नहीं मिलता, उनसे मै ईश्वर की 
बातें कैसे कर सकता हूँ | उनको तो रोटी और मक्खन के रूप मे ही ईश्वर 
दिखाई देगा | भारत का किसान अपनी रोटी अपनी भूमि से पाता है | 
मैंने उनके सामने चरखा इसलिए रखा है कि उससे वे मक्खन पा 
सके | और यदि आज मैं ब्रिटिश जनता के सामने कच्छु पहनकर ही 
उपस्थित हुआ हूँ तो वह इसलिए, क्योकि में इन अधघभूखे, अर्ध-नग्न, 
मूक करोड़ो का एक सात्र प्रतिनिधि वनकर आया हूँ | अभी हम लोगो 
ने प्राथना की कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रकाश में हम आनन्द करे | 
मैं आपसे कहता हूँ कि जब करोड़ों भूखे आपके दरवाजे पर खड़े हैं, यह 
असम्भव है । आप अपने दुःखो मे भी भारत की ठुलना में सुखी हैं । मे 
आपके सुख की ईर्ष्या नहीं करता | मै आपका भला चाहता हैँ, परन्तु 


इग्लेंड में महात्माजी ] २१२ 


भारत के करोड़ो गरीबों की कबरों पर समृद्ध बनने का खथाल छोड़ 
दीजिए, | मैं यह नहीं चाहता कि भारत अकेला जीवन बितावे | परन्तु 
मैं श्रन्न और कपड़े के विषय में किसी देश पर आधार रखना नही चाहइता। 
यद्यपि उपस्थित सकट को दूर करने के उपाय हम हृढ़ निकालेगे, परन्तु 
मुझे यह कहना चाहिए कि लकाशायर के पुराने व्यापार को पुनः सजीव 
करने की आप आशा न रखें | यह अ्रसम्भव है। उसमें में आपको धर्म 
से मदद नहीं कर सकता । मान लीजिए कि मेरा श्वास एकदम बन्द हो 
गया और कुछ समय के लिए, कृत्रिम श्वासोच्छुबास की क्रिया से मुझे 
मदद दी गई और में फिर से श्वास लेने लगा तो कया मुझे उसी कृत्रिम 
क्रिया पर सदा के लिए आधार रखना चाहिए और अपने फेफड़ो का 
उपयोग करने से इनकार करना चाहिए ! नहीं, यह आत्मघात होगा। 
मुके अपने फेफड़ों को मज़बूत बनाना चाहिए और अपनी ही शक्ति पर 
जीना चाहिए। आप ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि भारत अपने फेफड़े 
मजबूत कर सके | आप अपने कष्टों का दोष भारत के सिर पर न डालें। 
दुनिया की शक्तियां जो आपके खिलाफ काम कर रही हैं उनका विचार 
कीजिए | विवेक के विमल प्रकाश में वस्तु स्थिति को देखिए ।”? 

झौर उसके बाद गाँधीजी ने कहा-- 

“मुझे कृपया यह बताइए कि भूखों मर कर जीनेवाले और श्रात्म- 
सम्मान की सब भावनाओ से हीन मनुष्य जाति के ! का मैं क्‍या करूँ। 
वेकार लकाशायर को भी उस पर ध्यान देना चाहिए । १८६६-१६०० 
के अकाल में लकाशायर ने हमें जो मदद दी, वह आपने हमे सुनाई। 
ग़रीबों के श्रशीवांद के सिवा इस उसका बदला और किस तरह चुका 


२१३ [ लन्दन से बाहर 


सकते हैं ! में आपको न्याय्य ब्यापार का अवसर देने के लिए. आया 
हूँ | परन्तु यदि में वह दिये बिना ही चला जाऊँ तो उसमें मेरा कसूर 
न होगा | मुझमें कोई कट्ता नहीं है। हलके-से-हलके प्राणी से मी में 
बन्घुत्व का दावा करता हूँ, तो फिर अंग्रेजों से क्यों न करूँगा,जिनसे कि 
हम एक सदी से अधिक समय से भ्ते या बुरे के लिए. बेंधे हुए हैं, और 
जिनमे में अपने श्रत्यन्त प्रिय मित्रों के होने का दावा करता हूँ। पके लिए, 
में तो बहुत आसान मसला हूँ, परन्तु यदि आप मेरे बढ़ाये हुए द्थ को 
सटक देंगे तो में चला जाऊँगा, मन मे कठ्गुता रखकर नही, परत इस 
ख़याल को लेकर कि आपके हृदय में स्थानपाने के लिए में काफी शुद्ध 
नहीं था 

एजवर्थ के मालिकों से जो बातचीत हुई वह बढ़ी मित्रतापूर्ण थी 
देसी आर निर्विकार भाव से हुई थी। यहाँ गॉधीजी 

34000 ने विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के आर्थिक रूप का 

जोरों से प्रतिपादन किया ।| 

प्र०--“ क्या राजनैतिक उद्देश्य से किए गए बहिष्कार को आर्थिक 
उद्देश्य से किए. गए बहिष्कार से जुदा करना सम्मव है !” 

उ०--जिसा कि १६३० में ब्रिठेन को सज़ा देने के उद्देश्य से 
किया गया था, जब लोग ब्रिटिश माल के बदले अमेरिकन और जमन 
माल को पसन्द करते थे, यह बहिष्कार स्पष्ट ही राजनैतिक बहिष्कार था। 
ब्रिटिश मशीनरी का भी उस समय बहिष्कार किया गया था। 
परन्तु अब तो मूल आशिक बहिष्कार ही रह गया है | आप उसे बहि- 
उ्कार भले ही कहे, परन्तु यद्द सर्वथा शिक्षा और आत्म-शुद्धि का ही 


इस्लेंड में महात्माजी | २१४ 


प्रयलल है; अपने एक पुराने व्यवसाय पर लौटकर जाने की, और 
आलस्य को दूर करने की, अपने पसीने से-“किसी की मदद से नह“: 
अपनी रोजी कमाने की यह एक अपील है|” 

प्र--- लेकिन दूसरी विदेशी चीजों के मुक्काबिले में आप अपनी 
मिलों को प्रधानता देंगे, इस अश में तो इसकी राजनैतिक बाजू रहेगी 
हीन !” 

०--“मिलों के कारण से यह बहिष्कार शुरू नहीं किया गया 

था | सच बात तो यह है कि स्थानीय मिल-मालिकों के साथ के मभंगड़े 
से शुरू हुआ-हुआ यह प्रथम रचनात्मक कार्य है आर यद्यपि धनी लोग 
भी हमारे आदोलन का समर्थन करते हैं, परन्तु हमारी नीति पर उनका 
कोई अधिकार नहीं हैं उलठे हमारा असर उनपर पड़ता है| जब हम 
गांवों में जाते हैं तब वहाँ हम लोगों से मिल का कपड़ा पहनने को नहीं, 
खादी पहनने या अ्रपनी खादी अपने-आप बना लेने को कहते हैं। और 
महासभावादियों से तो खादी ही पहनने की आशा रखी जाती है ।” 

प्र०-- श्राप कुछ भी कहें, आप राजमैतिक अधिकार बढ़ाना 
चाहते हैं और आपको वह मिलेगा ही, परन्तु जैसे ही आपको वह अधि- 
कार मिला कि ये धनी लोग लालच में अ्विचारी बनकर चुंगी की बड़ी 
दीवाल खडी करेंगे और आपके गावों के लिए लड्ढाशायर के थृती 
व्यापार से भी बढ़कर खतरा बन वैठेंगे ” 

3०--“यदि में तबतक जिन्दा रहा और ऐसा दुष्परिणाम हुआ 
भी तो मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इस कार्य में मिलों का ही 
नाश द्वोगा | और, सच्चे राष्ट्रीय अधिकारों के साथ बालिग मताधिकार 


११५, [ लन्दन से बाहर 
भी आवेगा, और तब घनीवर्ग के लिए. ग़रीब गांववालों को कुचल 
डालना असम्भव हो जायगा |” 

प्र०--“'क्या आप यह नहीं खयाल करते कि जैसे अमेरिका में 
लोग मद्य-पान की तरफ फिर सुड़ रहे हैं वैसे हो आपके लोग मी मिल के 
कपड़ों पर लौठ जायेंगे ?”? 

उ०-- नहीं, अमेरिका में, लोगों की इच्छा के विरुद्ध एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र ने मद्य-निषेध के महान्‌ शस्त्र का प्रयोग किया था। लोग 
शराब पीने के आदी थे । शराव पीना वहाँ फैशन मे शुमार हो गया 
था | हिन्दुस्तान में मिल का कपड़ा कभी 'फैशन'! नहीं बन सका और 
खादी तो आज फैशन मे ग्रिनी जाती है और सम्माबित समाज में 
दाखिल होने के लिए. एक परवाना-सा बन गई है । और कुछ भी हो, 
मैं अपने लोगों की आ्िक मुक्ति के लिए. लड़ता रहूँगा और यह आप 
स्वीकार करेंगे कि इसके लिए मरना और जीना उचित ही है ।” 

प्र«--“बह असमान युद्ध होगा। आश्िक स्पर्धा के प्रवाह के 
सामने सब कुछ बह जायगा |” 

उ०--"आप कहते हैं कि धन-लिप्सा के आगे ईश्वर की हार हुई 
है और यही चलता रहेगा। परन्तु हिन्दुस्तान में उसकी हार न 
होगी |? 

कताई और बुनाई मरुडल ( कॉटन स्पिनसे एड मेन्युफेक्चरस 
एसोनिएशन ) के अध्यक्ष भरी थे ने, जिन्हेने इस दिलचत्य संवाद में 
चहुतायत से माग लिया था यह स्वीकार किया कि यह कष्ट श्रश्विक 
इसलिए मालूम होता है क्योंकि वे एक अधिक-से अधिक केन्द्रित विभाग 


इग्लैंड में महात्माजी ] २१६ 


का ही विचार करते हैं। उन्होंने कहा, ब्लेकबन के इस विभाग में जब 
कि ४० फ़ीसदी बेकारी हिन्दुस्तान के कारण थी तो उनके अपने विभाग 
बनली में १५ फ़ीसदी बेकारी उसके कारण थी। उन्होने यह भी स्वीकार 
किया कि महासभा ने बहिष्कार घोषित किया उसके पहले ही बहुत-सी 
मिले बन्द हो गई थीं और यह आपत्ति तो अधिकतर दुनिया की वर्तमान 
परिस्थिति के कारण ही थी। उन्होंने यह भी स्त्रीकार किया कि यह 
बहिष्कार उठा देने से भी उन्हे अधिक मुक्ति न मिल सकेगी । 

बेकार कारोगर जो गाँधीजी को मिले उनके अब में कोई कटुमाव 
न था। उलटे उन्होंने तो भारत की खेतीबाड़ी की स्थिति के सम्बन्ध में, 
न ओर किसानों को साल में छः महीने काम यों 

में गरीबी नहीं मिलता तथा उनके जीवन के उपयोगी खर्च 

में गरीबी हि 

का आदश इतना नीचा क्यो है आदि के सम्बन्ध 

मे प्रश्न पूछे । जैसा कि उन्होने स्पष्ट कह्दा उनके सम्बन्ध में भुखमरेपन 
को सवाल न था वरन्‌ जीवनोपयोगी खच् के आदश्श के घटने का प्रश्न 
था | पहले जहाँ वे एक शिलिंग खर्च करते, वहां उन्हें अब छः पेस से 
ही सन्तोष करना पड़ता है। और जब बहुतेरे लोग तो कुछ बचा ही 
नही सकते हैं तो कुछ लोगों को अपनी बचत पर गुजार करना पड़ता 
है | उनको सरकार की तरफ़ से जो बेकारी की मदद मिलती है उसकी 
वर्तमान दर यह है--पुरुष को १७ शिलिंग, स्री को १५ शिलिंग, ( सत्र 
जो मजदूरी न करती हो उसे ६ शिलिंग) और हरणक बच्चे को २ शिलिंग, 
प्रति सप्ताह मिलते हैं | गॉधीजी ने कहा, “यह तो बहुत बड़ी आमदनी 
है ओर आपके जैसी बुद्धिमान जाति के लिए दूसरे हुनर और धन्चे हँढ 


२१७ [ लन्दन से बाहर 


निकालना कोई मुश्किल नहीं है। परन्तु हमारे करोड़ों भूखो के लिए तो 
फोई दूसरा धन्धा ही नहीं है | यदि आप में से कोई निष्णात कोई ऐसा 
धन्धा हूंढ़ निकालें तो में उसे चरखे के बदले चलाने के लिए तैयार 
हूँ । इस बीच मैं आपको इससे अधिक कुछ आशा नहीं दिला सकता 
कि स्वतंत्र भारत प्रेटब्रिटन के समान भागीदार की हैसियत से अपने 
लिए आवश्यक कपड़ा, खरीदने में तमाम विदेशी कपड़ों में लड्ढाशायर 
के कपड़े को प्रधानता देगा |? 


डीन ने अपने मोहक और सरल दँग से कहा--“अ्रखबारवालों को 
आश्रय हो रद्द है कि गॉधीजी कैय्टरबरी किस लिए आये होंगे । उनकी 
समझ में नहीं आता कि मैंने गॉथीजी को निम- 
न्त्रित किया है, अथवा गाँधीजी स्वय यहाँ शआरायें 
हैं। मैंने तो उनसे कह दिया है कि राजनीति को बिलकुल एक ओर रख 
देने पर भी गॉधीजी और भेरे बीच समान रूप से एक बड़ा दिलचस्प 
विषय है ओर वह है धर्म | आध्यात्मिक विपयो पर बातचीत करने के 
लिए ही में गाँधीजी से मिलने के लिए, उत्सुक था और मुमे पूर्ण निश्चय 
है कि हम फिर और मिलेंगे |” 

गाँधीजी और डीन में दिल खोलकर बातचीत हुई, और उसके बाद 
३ बजे गाँधीजी को मौन धारण करना पड़ा; क्योंकि दूसरे दिन उसी 
समय एक महत्वपूर्ण समिति के कार्य में उन्हे योग देना था। गॉँधीजी 
ने कहा--“डीन महाशय मैं आपको साक्षी रखकर मौन ले रहा हूँ ।” 
डीन ने कद्द--“ओऔर वह आदमी अभागा होगा, जो आपको बोलने पर 
बाध्य करे |” इसी समय डीन ने गाधीजी से पूछ लिया था, कि क्या वे 
दोपहर के बाद की प्रार्थना में सम्मिलित होना पसन्द करेंगे और गाँघीजीं 
ने उसपर कह दिया था कि उन्हें वह प्रिय होगी। 


कैण्टरवरी के डीन 


र्श्६ [ लन्दन से बाहर 


इसलिए हम केण्टररी के प्राचीन गिर्जाघर की प्रभावोत्रादक 
उपासना में सम्मिलित हुए। उपासना के अन्त में डीन ने मोलमेंज- 
परिषद्‌ के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए प्राथना कर ईश्वर से याचना 
की कि इंगलेंड-जैसी सुव्यवस्थित स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहा है, 
वैसी ही स्वतन्त्रता वह मारत को दे। दूसरी प्रार्थना में उन्होने ईश्वर से 
चीन के विपत्ति-अस्त करोड़ों दुखी लोगों को सकट-मुक्त करने की मांग 
की और जैसा कि मैंने तुरन्त ही देखा, ये प्रार्थनायें केवल शिक्षचार- 
प्रदर्शन के लिए अथवा खाली शुमेच्छा की ग्रोतक न थी। | 
मैंने कह्-- “आपकी बैठक की मेज्ञ पर रखी हुईं पुस्तकों से मालूम. 
होता है कि चीन के विषय में आपको दिलचस्पी है।” यह छोटा-सा 
2 डीन के मन की बात निकाल लेने के लिए काफ़ी 
था। उन्होंने अत्यन्त भावुकता के साथ कहा--“हाँ, 

मैंने चीन के सम्बन्ध में अध्ययन किया है, किन्त चीन पर जो संकट 
आ। पड़ा है, उससे चीन का तत्काल अभ्यास करने की आवश्यकता है, 
और हम आगामी वसन्तऋतदु में वहा जाने की योजना कर रहे हैं। मुझे 
आशा है कि डा० स्विटजर और डा० ओनफिल वहां होंगे और चार्ली 
एगड्यूज और हम वहां जावेगे। बाढ़ में ड्रबे हुए भाग का क्षेत्रकतल 
ब्रिटिश ठापुओं के क्षेत्रफल के बराबर है, करोड़ से अधिक लोग संकट- 
ग्रस्त हैं, ओर करीब एक करोड़ के मर गये हैं। हमें वहां जाकर वहां 
की स्थिति को प्रत्यक्ष देखना है ओर यदि सम्भव हो सके तो सारे सूसार 

का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है |”? 

मैंने पूछा--/'क्या आप वहां की राजनैतिक स्थिति का भी अध्ययन 


इग्लेंड में महात्माजी ] २२० 


करेंगे !” उन्होंने कह्--हा, मेरे लिए स्वतन्त्रता का श्रर्थ मेरी 
स्वतन्त्रता का अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है सबकी और अत्येक की 
स्वतन्त्रता |” 

मैने कद्दा--“/इस जॉच के लिए आप इनसे योग्य व्यक्ति नहीं हँढे 
सकते ये !” इस पर बे तुरन्त ही डा० ग्रेनफिल और डा० स्विट्जर की 
प्रशता करते हुए कहने लगे--“डा० ग्रेनफिल के नाम से सारा इग्लैंड 
परिचित है। वे सुदूर लाब्राडोर में वहां के पीड़ितों की सेवा करने गये 
थ्रे | और अल्बर्ट स्विटजर के लिए तो वे जो काम अ्रफ्रिका के मध्यभाग 
में करते थे, वही आगे जारी रहेगा ।” 

मैने कहा--“उन्होने श्रपनी हाल ही की पुस्तक की एक प्रति 
गांधीजी के पास भेजी है |” डीन ने कहा--“मैं इस पुस्तक से परिचित 
हूँ | यूरोप के ईश्वर-सम्बन्धी विचार के मुख्य प्रवाह को डा० स्विट्जर 
ने नई ही गति दी है, और यद्यपि ऐसा भासित होता है कि बे दूसरे छोर 
पर पहुँच गये हैं, किन्तु मै समता हूँ कि उन्होंने यूरोप को ठीक समय 
पर चेतावनी दी है। वह एक विलक्षण व्यक्ति हैं| उन्होंने सगीत का 
गहरा अध्ययन किया है, विशेषकर बाक के सगीत का, उसके तो वह 
कुशल उस्ताद हैं। इसके बाद उन्होंने शल्य-चिकित्सा--सरजरी--का 
अव्ययन कर डाक्टरी की डिऔ ली और श्रन्त में सुदूर अक्रिका में वहा 
के पीड़ितो की सेवा करने के लिए जाने का निश्चय किया । इसमें उनके 
दो प्रधान उद्देश्य थे--(१) ईसा मसीह के इन शब्दों में उनका श्रटल 
विश्वास कि 'जो जीवन देता है, वही जीवन पावेगा।! और (२) उनकी 
यह कामना कि गुलामो के घृणित व्यापार के रूप में अपने देशवासियों 


२२१ [ लन्दन से बाहर 


( इग्लैंडवालो ) ने उनपर जो अत्याचार एबम्‌ पाशविकतायें की तथा 
शराब के द्वारा उन्हे नीति-भ्रष्ट करके जो पाप किया, उसके प्रायश्रित 
के रूप मे कुछ करना चाहिए । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई भी 
प्रायश्चित इसके लिए. काफी नहीं है, इसलिए, उन्होंने अपने-आपको 
रोग, खतरों ओर मृत्यु के बीचोंबीच में फेक दिया |” 
उनकी मेज्‌ पर पड़ी हुई बरट्रेर्ड रसल की चीन-सम्बन्धी पुस्तक 
का मैँने ज़िक्र किया, इसपर डीन बरट्रेर्ड रसल के सम्बन्ध मे कुछ 
कहने लगे और इसी प्रसग में अपने सम्बन्ध में मी उन्हे कुछ कहना 
पड़ा | उन्होंने कह्य--' दा, हां, मैं बस्ट्रेएड रसल को अच्छी 
तरह जानता हूँ । रूस की क्रान्ति के समय मेंने इनसे मेचेस्टर 
मे रूस के सम्बन्ध में भाषण करबाया था और इस प्रकार मै तात्का- 
लिक फ़ौजी अधिकारियों का सदेह-माजन बन गया था; हमारी सभा में 
सैनिक मौजूद थे । मैं' यह अनुभव करता था कि रूसबाले जो कर रहे 
हैं, वह ठीक है| यह कहा जाता था कि उन्होंने धर्म तथा ईसाइयत का 
परित्याग कर दिया है। मुझे इसकी परवा न थी, क्योंकि में यह साफ़ 
देख रहा था, कि वे जो कहते हैं, उसकी अपेक्षा वे जो करते है, उसका 
महत्व अधिक है | और गरीबों तथा पीड़ितो के लिए वे जो सम्राम कर 
रहे थे और वे जिस तरह यह आग्रह कर रहे थे कि जीवन की सुख- 
सुविधायें ऊपर से नीचे तक सबको समान रूप से मिलनी चाहिएँ, इससे 
अधिक ईसा की आत्मा के अनुकूल और क्या हो सकता है! सिर्फ 
जुबान से 'प्रभु-प्रभु! कहनेवाला व्यक्ति सच्चा ईसाई नही, सच्चा ईसाई 
तो प्रमु की इच्छा को व्यवहार मे परिणत करनेवाला” व्यक्ति ही है |” 


डे 


इस्लेंड मे महात्माजी ] श्र 


मैंने कहा--/आपको यह जानकर आनन्द और आश्चर्य होगा कि 
यही मत, लगमग इसी भाषा में नोएल तथा डोरोथी बक्स्टन ने अपनी 
दी चेलेज्ञ ऑँव्‌ बोलशेविज्म ( साम्यवाद की चुनौती ) नामक पुस्तक 
में प्रकट किया है | इस पर डीन प्रसन्न हुए । उन्होंने यह पुस्तक देखी 
न थी, इसलिए, मेंने वह उसके पास भेजने"का वचन दिया | डीन मे 
जम॑नी की चर्चा छेड़ी और आह भरते हुए कहा--“जिनके मुकाबिले 
में हम लड़े, कितना अच्छा होता यदि हम उन्हे पहचानते होते | मैने 
उन्हें देखा, और पहचाना, और मैंने यह अनुभव किया कि हम उनके 
साथ नही लड़ सकते । मेने लार्ड देलडेन का नाम लिया, इसपर डीन 
ने कहा--“वह उन थेड़े-से लोगों में से एक थे, जो जर्मनों और जम॑नी 
के सम्बन्ध मे जानते थे । वे स्कॉच थे; मेरा विश्वास है कि अपने स्वास्थ्य 
के कारण वे यहां की यूनिवर्सिटी में दाखिल न हो सके, इसलिए वे 
जमेनी गये और जम॑न सस्क्षति में जो श्रेष्ठातिभेष्ठ बातें थीं, वे सब बातें 
उन्होंने ग्रहण करलीं | 

किन्तु इन और इस प्रकार के विषयों पर बातचीत करते हुए भी 
उनके मन में तो ससार के विभिन्न भागों के पीड़ित मानब-जाति का 
चिन्तन चल रहा था, और इसलिए, उन्होंने कहा--“आज दोपहर के 
बाद की प्रार्थना में २२ वा सजन पढ़ते समय मुक्के ऐसा प्रतीत हो रहा 
था, कि इसमें जिस स्थिति का ताइश चित्रण है, माँधीजी को उस 
स्थिति का कई बार अनुभव हुआ होगा और ईश्वर की शक्ति में उन्होंने 
अपने-आपको शक्तिमान अनुभव किया होगा ।” भजन की वे पक्तियां 
इस प्रकार हैं-- 


२२३ [ लन्दन से बाहर 


“किन्तु जहातक मेरा सम्बन्ध है, में तो कीटक हूँ, मनुष्य हूँ | 
मानव-समुदाय-द्वारा तिरस्कृत और लोगो-द्वारा बहिष्क्ृत हूँ | 
“मुझे देखनेवाले सब मेरी ओर तिरस्कारपूर्वक हँसते हूँ; वे होठ 
लम्बे करके, सिर हिलाकर कहते हैं कि इसने ईश्वर पर विश्वास किया था 
कि वह इनका उद्धार करेंगे, ईश्वर को यदि इसकी आवश्यकता हो तो 
इसका उद्धार करे [” है 
इसके बाद--मै मृत्यु की घाटी में चलता होऊँ तो भी मुझे किसी 
प्रकार का भय नहीं, क्योकि हे प्रमु, तू मेरा साथी है; तेरी सोटी और तेरा 
दण्ड मुझे सुखदायक है।” न्‍ 
और डीन ने भजन की इन अतिम पक्तियों को दुहराया और वे 
बोले--““बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि क्‍या तुम गांधी को ईसाई 
बनानेवाले हो १ मेंने रोपपूर्वक उनसे कहा--/इन्हें ईसाई बनाया जाय ! 
ईसा के समान जितना जीवन -इनका है, वैसे मैंने दूसरे का बहुत-कम 
देखा है |" 
मैने उन्हे याद दिलाया, “किसी ने कहा है कि धर्म आकर्षक है; 
किन्तु चर्च ( धम-संघ ) पीछे हटानेवाला है; और ये मित्र धर्म का 
वास्तविक मर्स नहीं समझते |” 
डीन ने कहा--“यह बड़ा आकरपंक वाक्य है। मुझे आश्चर्य है 
यह किसने कहा होया ।” किन्तु तुरन्त ही उन्होने सम्भालते हुए कहा-- 
की “और विकास और सुधार कीसव प्रगतियां चर्च (घर्म-संघ) 
के लोगों के पास से ही आनी चाहिएँ और आ सकती हैं। 
मेरे लिए चर्च वृक्ष की छाल के समान है | छाल,का काम रक्ता करने 


इग्लेड में महात्माजी ] श्र्४ 


का है, उसका स्वभाव संकोची है, जीवन का लाभ इसीमें है कि 
प्रति वर्ष छाल मे सांघ पड़े, जिससे जीवन का विकास हो सके, और 
फिर भी छाल वृक्त की रक्षा करने के लिए रहती है | में यदि चर्च में न 
होता तो आज जितना बागी हूँ, उतना नहीं हो सकता था |” और वे 
वागी तो हैं ही यह में बता ही चुका हूँ | श्री डीन अपने-आपको फ्रांस के 
ह्ूजी-नोट सम्प्रदाय के जे रेशम की बुनाई का धन्धा करने लगे ये, उन्हीं 
के वशज ब्रतलाते हैं--“इस प्रकार मैं जुलाहा भी हूँ और बागी भी हैँ | 
महात्माजी में और मुझमें इन दो बातों की समानता है |” 

किन्तु मूल बात पर लौदकर उन्होंने कहा कि महात्माजी की समा- 
नता का इृष्ठात यदि कोई हो सकता है, तो वह असीसी के सत फ्रांसिस 
का है। और असीसी का नाम आते ही उन्हे 
अपनी पत्नी का स्मरण हो आया | पत्नी की 
मृत्यु के पहले उन्होंने कुछ समय असीसी में और सवोनारौला के गांव 
फ्लोरेन्स में ब्रिताया था, और उनकी प्रिय पत्नी के सम्बन्ध में भरद्वितीय 
भत्तिभावपूर्ण वाणी में उन्हें बोलते हुए सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि मुझे ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का सौभाग्य ग्राम हुआ है, जिसने 
इस बात को अनुभव कर लिया है कि मृत्यु का श्र्थ अधिक गहरा 
जीवन ही है | उन्होंने कद्ा--“मृलु ने हमें जुदा नहीं कर दिया है, वह 
(पत्नी) मेरे अधिक निकट आ गई है। अपने जीवन में मैं प्रतिक्षण 
उसका प्रकाशमय सानिध्य अनुभव करता हैँ, और अत्र मैंने जो काम 
सिर पर लिया है, उसमें में निरन्तर उसके सहवास में रहूँगा।” और 
उनकी पत्नी ने मैज्चेस्टर की २० इजार माताश्रों में जीवन-भर जो काम 


दोनों छोर एक होंगे 


श्र [ लन्दन से बाहर 


किया; नासूर के दुःखद रोग को उन्होंने जिस शाति और अविचल घैय 
से सहन किया, इसका और उनकी मझूत्यु का अमर चित्र स्छृति मे ताजा 
करते हुए. डीन की बातों को में सुन रहा था और मन में ऑंग्रेजी गीत 
के इन शब्दों को गुनगुनाता जाता था-- भृत्यु, कहाँ है तेरा डड्डू ! कब्र, 
कहा है तेरी विजय |” 
उन्होंने जवानी के दिनो की भी याद की। जवानी में उन्होंने भारत 
जाने का विचार किया, तत््वतशान और उसके बाद ईश्वरवाद का 
अध्ययन किया; किन्तु उनके विचार बहुत आगे बढ़े हुए समझे गये, 
इसलिए, उन्हे हिन्दुस्तान मे पादरी बनाकर भेजना उचित न समझता 
गया। उन्होने कश--“कई बार मेरे जी मे आता है कि मैं सब कुछ 
छोड़ दूँ, पूर्वीय देशो मे जाकर रहूँ और वहाँ के पीड़ितों की सेवा मे 
अपना जीवन अपंण कर दूँ , मेरी पत्नी तो जीवन के एक-एक क्षण 
उनके साथ रहती थी |” किन्तु विश्वासपात्र और प्रभावशाली सलाहकारो 
ने इसके विपरीत विचार किया | उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति केशटर- 
बरी में आवश्यक है, क्योकि यह ओंग्रेज़ी--भाषाभाषी ईसाइयो का 
केन्द्रस्थान है, जहां कि मैं देश-देश के लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
कर सकूँगा, और यदि सम्भव हुआ तो जिन समस्याओ प्र ससार के 
ध्यान की आवश्यकता है, उनके हल करने में कुछ सहायता दे सकूँगा। 
उन्होंने कहा--“गाँधीजी की मुलाकात ऐसी ही है, और मेरा विश्वास है 
कि यदि गांधीजी यहां शांति अनुभव करेंगे,तो फिर यहां आयेंगे ही । झख- 
बारवाले पूछते हैं कि क्या गांधीजी गिर्जा में आये थे ! और वहा उन्होंने 
क्या किया १” मैने उनसे कहा कि वे मेरे साथ आये, उपासना मे 


इस्लेंड में महात्माजी ] २२६ 


सम्मिलित हुए, भुक्तिभावपूर्वक खड़े रहे और विधिपूर्वक उपासना की ।” 
किन्तु मैंने उनस कहा कि तुम यह भी कह सकते हो कि गांधीजी हाथ 
में पुस्तक लेकर मेरी बैठक की सिगड़ी के सामने मानों घर में खड़े हों 
इतनी शांति से खड़े हैं, यह चित्र मै सदैव हृदय में सम्नह कर रखूँगा | 
कोई चित्रकार इसे चित्रित कर सके तो कितना श्रच्छा हो ।” 

“किन्तु मुझे पता नहीं कि मैने जो-कुछ कहा अखबारवाले वह सब 
छापेगे या नहीं | जो बाते मैने नहीं कही हैं, ऐसी बातें -जबतक वे मेरी 
कही हुई न बतावे, तबतक मुझे परवा नहीं है। 
उत्तरीय अखबार वाले मेरे प्रति बड़ी सज्जनता 
का व्यवहार करते थे। यहाँ में नहीं जानता 
कि वे मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
मुझे इस प्रसंग का लाभ लेकर उनके जरिये श्रेटिश जनता को यह बता 
देना चाहिए कि यदि गोलमेज-परिष्रद्‌ असफल हुई तो मैं स्वय दमन के 
शासन को सहन नहीं करूँगा--बरटिश जनता अमृतसर की पुनरावृत्ति 
सहन नही कर सकती |” 

गॉधीजी को क्राइस्ट चर्च केथेडल बताकर उन्होंने इस पुरातन 
स्थापत्य के एक-एक भाग का इतिहास बताते हुए जिन घटनाओं में 
स्वतन्त्रता और सहिष्णुता के श्रेष्ठ गुणों का सच्चा मर्म प्रकट होता था, 
उन्हीं पर विशेष जोर दिया । उन्होंने कहा--“थामत-ए:बेकेट ने वास्तव 
में स्वतन्त्रता के लिये प्राण दिये | उसने राजाओं की सत्ता के विरद्ध 
बगावत की । इसीसे उसका नाम समस्त यूरोप में पूज्य है। वहां आगे, 
ठीक मध्य भाग में, एक पुराना ग्रिर्जा है, जहा फ्रास के अत्याचारों से 


अब फिर अमृतसर की 
पुनरावृत्ति नहीं 


बंद | लन्दन से बोहर 
भागकर आये हुए फ्रांसीसी प्रेस्त्रीटेरियनों को शान्तिपूर्वक प्रार्थना करते: 
की स्वतन्त्रता थी | वहां ह्यबर्ट वाल्टर की क्बू है, जो ऋेड में शामिल 
हुआ, और ठुक सुल्तान उसे बहुत नम्न प्रतीत हुआ | फंबू पर आप 
सुलतान का सिर देखेंगे, और यद्यपि दूसरे तीन-चार सिर बिगड़ अथवों 
मिट गये हैं, किन्तु सुझे खुशी है कि यह बाकी रह गया है ।”? 

रात को वह जमीन पर बैठकर गांधीजी को चर्खा कातते हुए. देखने 
लगे और कहा--“लोग कहते हैं कि गांधीजी मशीनो का तिरस्कार करते 
हैं, किन्तु यह तो ऐसा नाजुक यन्त्र है, जैसा 
मैने पहले कभी नहीं देखा और मैं इसके 
सूत के बने कपड़े पहनना बहुत पसंद करूँगा।” 
अखबारवालो से तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गांधीजी के 
मशीन (यन्त्र) सम्बन्धी विचारों के विषय में बड़ी ग़लतफ़हमी फैलादी 
गई है । मशीनो से मनुष्य को गुलाम न बनाना चाहिये, यह एक बांत 
है, और मशीनो से आदमियो को वेकार और दरिद्र नहीं बनाना चाहिये 
यह दूसरी | क्योंकि मशीनों से भारत के करोड़ों लोग दरिद्र हो गये हैं, 
इसीलिए गांधीजी उनसे फिर चर्खा सम्भालने के लिए कद्दते है ।” 

जब कि वह बातें कर रहे थे, एक वार उनका हुदय फिर चीन 
के विपत्ति-प्रस्त लोगो की ओर खिचा | उन्होंने कह्य--“महात्माजी, में 
समसता हूँ कि जब हम चीन को जायेंगे, आपका आशीर्वाद हमें प्रात 
होगा ।” डीन जो-कुछ कद्दते हैं और करते हैं, उसमें उनकी सेवा-बृत्ति 
प्रकट होती है । और इस सेवा-बृत्ति का मूल उद्गम जितना इनकी ईश्वर 
के प्रति भक्ति है, कदाचित उतना ही उनकी सेवा-परायण पत्नी के साथ 


मनुष्य मशीन के लिये 
नही बना है! 


इब्लेंड में महात्माजी ] श्श्८ 


के सुन्दर समागम के वर्षो में भी होगा | ऐसा भासित होता है, मानों वह 
उनकी आत्मा के साथ ही रहते हों, विचरते हों, ओर निरन्तर उनका 
सहवास अनुभव करते हो | छोटी-से-छोटी बात उन्हें पत्नी का स्मरण 
करा देती है। प्रातःकाल हमारे लिए, चाय बनाते समय वह कहने लगे- 
“यहां मुझे रसोई-घर का पूर्ण परिचय नहीं। मैब्चेस्टर के रसोई-घर का 
मुझे पूरा परिचय था, क्योंकि वहाँ अपनी बीमार पत्नी के लिए मैं रात 
को पॉच या सात बार तक पकाता था ।” 

डीन में विनोदबृत्ति भी बहुत तीम्र है | उन्होंने कई बार अपनी ही, 
और इसी तरह डीनरी में जिन पुराने डीनो के चित्र, टेंगे हुए. हैं उनकी, 
बाते करके हमें खूब हँसाया | किन्तु डीन का जो चित्र मै सदैव अपने 
हृदय में संग्रह करके रखूँगा, वह है उनकी सदैव पीड़ित मानव-समाज 
का विचार करती हुई और इस प्रकार पत्नी का शाश्वत सहवास अ्रनुभष 
फरनेवाली उदार आत्मा | 


भर 


किंगस्ली-हॉल से लगा छुआ बच्चो का एक वसतिग्रह है। जिस 
बच्चे ने गाँधी जी को 'चचा गॉघी? का प्यारा नाम दिया है वह उसीमें 
रहनेवाला एक तीन वरस का बच्चा है। जबसे बच्चों 
ने गाँधीजी को देखा है, तबसे वे रात-दिन उन्हीं का 
विचार फरते हैं। “अम्मा ! अब मुझे यह कह कि गाँधी क्‍या खाते हैं 
शऔर वे जूते क्‍यों नहीं पहनते !”” और ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं। एक दिन 
मां ने कहा-- नहीं, देखो, उन्हें गाँधी नही, गाँधीजी कहना चाहिए्य । 
तुम जानते हो कि गाँघीनी बहुत भत्ते हैं |? छोटे बच्चे ने अपनी भूल 
सुधारते हुए. कहा--“अम्मा, मै अफूसोस करता हूँ | अब मै उन्हें 
“चचा गाँधी! कहूँगा ।? ईश्वर की भी यही दशा हुई थी और उसे भी 
“चचा ईश्वर! कद्दा जाता है| परन्तु वह कहानी मै छोड़ दूँगा, क्योंकि 
उसका मेरी इस कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं है।अब यह नाम चल पड़ा 
ओर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में छोटे बच्चो ने प्यारे चचा गाँधी! को 
खिलौने और मिठाई की भेंट भेजी | और लिखा--““यह जन्मदिन आप 
को मुबारिक हो | क्‍या अपने जन्मदिन के रोज़ आप >्यहां आयेंगे! हम 
चाजा बजायेंगे और गौत गावेगे ।7? 


ध्वचा गाँधी! | 


इंग्लैंड में महात्माजी ] २३० 


परन्तु एक बच्चा है, जो बच्चों के इस वसतिग्रह में नहीं रहता; 
अपने माता-पिता की देखभाल में पल रहा है। वह चार बरस की लड़की 
है और गाँधीजी की एक सन्ध्या की मुलाकात 
का स्मरण ताज़ा बनाये रखने के लिए वह 
यों प्रयत्त करती है| गांधीजी के जन्मदिन के रोज़ उसके बाप ने गांधी 
जी से कह्दा--आपसे मुझे एक शिकायत है! गांधीजी ने हँसते हुए 
पूछा-- वह क्या है ?.“मेरी छोटी जेन रोज़ सुबह मेरे पास आती है,म॒मे 
: म्रारती है, जगाती है और कहती है, अब ठुम लौटके मत मारो, क्योंकि 
उस दिन गांधीजी ने हम लोगों से कहा था कि कोई मारे तो उलटके 
कृमी मत मारो ।” कई दूसरे बच्चों के भी माता-पिता प्रेमपूर्वक शिकायत 
करते हैं, कि वे उन्हें बड़ी तकलीफ देते हैं। जब गांधीजी सुबह टहलने 
जाते हैं तब उन्हें नमस्कार करने के लिए जल्दी जगाने का आग्रह करते 
हैं श्रौर जो माता-पिता जल्दी उठने के आदी नहीं हैं उन्हे जल्दी उठने 
में और बच्चों को जगाने में बड़ी कठिनाई मालूम होती है। शायद ये 
बच्चे भविष्य में जब बड़े होंगे तब बढ़े बाग़ी निकलेंगे और माता-पिता 
- यद्रि समय के साथ आगे न बढ़े तो उनको उनसे जरूर कष्ट का अनुभव 
होगा | इन बच्चों ने जो बातें ग्रहण की है उसीसे साबित होगा कि मैं 
खाली बरिचारतरस्ञ ही नहीं बरन्‌ बस्त॒स्थिति लिख रहा हैं | 
डदाहरण के तौर पर एक छोटी लड़की ने गाधीजी के जन्म्रद्विन पर 
एक निबन्ध लिखा है वह देता हूँ | उसकी उम्र तो भूल गया हूँ, पर्ठ 
में यह जानता हूँ कि वह दस बरस से छोटी है। निवन्ध यह 
ई-. 


सिद्धान्त और व्यवहार 


२३१ + ४ [ लन्दन से बाहर 


“असीती का संत फ्रासिस असीसी का छोटा ग़रीब आदमी गिना 
जाता था | वह सब तरह से भांधीनी जैसा ही था। 

“वे दोनों ही कुदरत को, जैसे कि बच्चे, चिड़ियों और फूलों को 
चाहते हैं, चाहते थे | गांधीजी कच्छ पहनते हैं उसी तरह संत फ्रांसिस 
सी, जब इस पृथ्वी पर ये, कच्छु पहनते थे । 

: “गाघी और संत फ्रासिस धनवान व्यापारी'के युत्र थे। एक रात 
फो जब संत फ्रांसिस अपने अनुयाइयों के साथ दावत में ये, उन्हें इटली 
: के गरीबों का खयाल हुआ । वह बाहर दौड़ गये, अपने क्लीमती कपड़ो 

का उन्होंने त्याग किया, अपना धन ग़रीबों को दे डाला और गाँधी- 
जैसे पुराने कपड़े पहन लिये | ' 

“संत फ्रांसिस ने कुछ अनुयायी अपने साथ लिये | उन्होने दूच्चों 
की सोंपड़ियों बनाईं | गांधीजी ने भी यही बात की | उन्होंने अपना 
धनी वैमवशाली जीवन ग़रीब भारतीय लोगो पर न्यौछावर कर दिया | 

“गाँधीजी के लोगों ने उन्हें लन्दन आने के लिए. कपड़ा दिया | 
जैसा कि हम बच्चों को, जो ।किंगसली-हॉल को जाते हैं, उन्होंने कहा, 
उनके पास उसे खरीदने के लिए काफी पैसा नही है। 

“बह सोमबार के दिन मौन रखते हैं, क्थोंकि यह उनकी धर्म है। 
गाँधीजी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य मे खिलौने, मोमबत्तियां और 
मिठाई की मेंट मिली है । वह बकरी का दूध मूगफल्ी और फन्न खाकर 

- रहते हैं |? : 


एक दूसरा निवन्ध है, जो एक दस बरस के लड़के ने लिखा है। उसे 
ज्योकान्यों वहां देता हँ-- 


इग्लैंड में महात्माजी श्श२ 


,._“गाँचीजी एक भारतीय हैं जिन्होंने १८६० में लंदन में कानून की 
शिक्षा पाई। उन्होंने अ्रपने देश की स्थिति सुधारने के लिए यह (वकालत) 
छोड़ दी । 

“बह गोलमेज-परिषद्‌ में भारत के व्यापार के पुनयद्धार के लिए 
प्रयत्न करने को आये हैं । ब्राह्मण लोग अस्पृश्यों को अपने मंन्द्रिरों में थाने 
दें, इसके लिए वह प्रयत्न कर रहे हैं। वे क़रीब ६०,००,००० के हैं 
ओर वह नहीं जानते कि श्रच्छा खाना क्‍या है ! गाँधीजी ने अपनी 
तमाम सम्पत्ति का त्याग किया है और ग्रीब-से-ग़रीब भारतीयों में से 
एक बनने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि वह कच्छ पहनते हैं। 

“उनकी खुराक बकरी का दूध, फल और शाक-भाजी है | वह मास 
श्रौर मच्छी नहीं खाते, क्योंकि वह जीव हिंसा के विरुद्ध है। गाँधीजी 
एक ईसाई भारतीय हैं। 

“गॉधीजी अपनी रई आप कातते हैं। वह इस्लेड में प्रतिदिन एक 
घण्टा कातते हैं और जब अस्पताल मे ये तब भी कातते थे। लका- 
शायर मे रुई की मिलों में जाकर बह अभी ही लौटे हैं । 

“बह रविवार की सन्ध्या के ७ बजे से सोमवार की सन्ध्या के ७ बजे 
तक प्रार्थना करते हैँ श्रीर यदि तुम उनसे बोलो भी तो वह जबाब नहीं 
देते | जब वह मुलाक्तात करते-करते आये तो मेरे घर भी आये | उस 
वक्त मेरी मा कपड़े पर लोहा कर रही थी । परन्तु उन्होंने कहा; काम 
बन्द मत करो?, क्‍योंकि मुझे भी यह काम करना पड़ा है । मैंने उनसे द्वाथ 
मिलाया था। 'हल्लोग, और 'गुडबाय”, का हिन्दुस्तानी शब्द “नमस्कार, 


है । 


र्श्३ [ लन्दन से बाहर 


डब्लू० ए० आई० सेविली, २१ ईगलिन रोड़, 
बाऊ, लन्दन, 5० ३ ३०-६-३१। 
कुछ पत्रकार जो चोकानेवाली कहानियां गढ़ डालते हैं और मन 
चाहा ऊय्पटांग लिख 
अमूल्य है ! 
मुझे यह कहना चाहिए कि उनके शिक्षक उन्हें जो सिखाते हैं और 
गॉधीजी के सम्बन्ध से वे जो-कुछ सीखते हैं उसका यह परिणाम है । 
इसके बिलकुल विपरीत, लन्दन से ४० मील दूर एक गांव की 
शाला का, जहां मै श्री ब्रेल्सफड के साथ गया था, यह चित्र है। मैने 
वहाँ के विद्यार्थियों से पूछा--“में जिस 
हेव्शी और हमारा क्डा हि केउले लि 2 
देश से आया हूँ उस देश का नाम लो |? 
कुछ क्षण चुप्पी रही, परन्तु आखिर को शिक्षुक की पांच साल की 
लड़की ने कहा--'हवशी के मुलक से ।? उसके पास बैठे हुए उससे 
कुछ वड़े लड़के को यह सुनकर आघात पहुँचा, उसने उसके कान में 
कहा, “यह काला नहीं है, यह तो हिन्दुस्तानी है। एक-दसरे वर्ग में 
तर ल्सफड ने नक्शे में हिन्दुस्तान बताने के लिए कहा । उन्होने हिन्ह- 
स्तान ठीक बताया, परन्तु शिक्षक ने फौरन ही उनके ज्ञान में वृद्धि की, 
यह देश हमारे ऋण्डे के नीचे है और यह सञ्ञन अपने लोगों के लिए 
हक मॉगने आये हैं |? उन वेचारों ने गाँधी का नाम नहीं सुना था 
परन्तु बाद से मेने यह जान लिया कि जिस 


डालते हैं. उसके सामने यह कैसा सच्चा और 


शडुक ने उस लड़का के कान 
में कहा था और उसकी भूल सुधारी थी वह एक सज़दूर ज्नी का लड़का 


है। वह अखबार पढ़ती है और उसे गाँधीजी के प्रति बड़ा आदर है। 


इंग्लैंड में महात्माजी ] २१४ 


बच्चों के वसतिग्रह का जो चित्र मैने दिया है वह उस ग्रह के अ्रधिं- 
कारियों के लिए प्रशसासूचक है ओर भावी पीढ़ी का नमूना है | गाँधी 
जी इग्लेंड का किनारा छोड़ेंगे, उसके पहले वहाँ के हजारों लड़के उनको 
देख सकेंगे और किसे मालूम है कि इसी पीढ़ी के साथ हमें हमारा हिसाव॑ 
साफ़ करना होगा । आज के लोगों की बनिस्वत, जो उन अखबारों पर 
पले हैं जो भारत के लिए, एक भी अच्छा शब्द नहीं लिखते बल्कि 


असत्य और बुराई ही करते हैं, यह पीढ़ी कहीं अच्छी और न्यायी 
होगी । 


ब्रे ल्‍्म०-->जब आप नमक-कर को उठा देंगे, तब इससे आमदनी 
में हुई घटी को पूरा करने के लिए क्‍या 
उपाय करेंगे १ 

गाँ०--नमक-कर तो एक मामूली बात है; वास्तव में मुख्य प्रश्न 
तो ताड़ी और श्रफीम की जकात का है | वस्तुतः यह आय का. एक 
बड़ा अश है। इस गढ़े को पूरा करने का कोइ उपाय नहीं-है, यदि हम 
सेना के व्यय में कमी न करें | यह सैनिक व्यय-रूपी राक्षस ही हमारा 
गला धोटकर हमें मारे डाल रहा है। इस भयड्डर श्रर्थ-प्रवाह का अन्त 
शअवश्य ही होना चाहिए । 


त्रें “--मैं खयाल करता हूँ कि गोलमेज-परिषद्‌ का यह मुख्य 
विषय होगा। 


एच० एन० ब्रेल्सफर्ड 


) 
गॉ०--अबश्य ही यह उसका मुख्य विषय होगा | हम इसे छोड़ 
नहीं सकते । 


कलाकार---तब क्‍या आप गोरी सेना को निकाल बाहर करना 
चाहते हैं ? 


गॉ०--अवश्य ही मै उसे हटा देना चाहता व्‌ 


इस्लेंड में महात्माजी ] २३६ 


मे >--क्या आप सेना के साथ सुल्फी अफ़सरो (सिविलियन्स) को 
भी शामिल करते है! 

गाँ०--हमें जो बोक उठाना पडता है, वे उसके भाग हैं | उन्होने 
शासन को अत्यधिक खोला बना रखा है | वे जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहे 
लेते है, उनका कोई औचित्य नही है। यहां, इस्लैंड 

में उनकी श्रेणी के लोग जिस तरह रहते हैं, वे 

उससे कहीं अधिक बढ़-चढ कर रहते है। 

ब्रे ०-इन बड़ी-बड़ी तनख्वाहों के बारे मे साधारणतः जो कारण दिये 
जाते हैं, क्या उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह जा सकता ! इन सिवि- 
लियन्स को अपने घर से सुन्दर निर्वासन भे और अत्यन्त विपरीत जल- 
वायु में रहना पड़ता है। 

गॉ०--अब यह बात नही है । आवागमन की सुन्दर सुविधाओं से 
इस सारी स्थिति को बदल दिया है। सप्ताह में दो बार डाक आती-जाती 
है; इससे दे अपने देश में कुट्म्बी-जनों से बराबर ससगे बनाये रख 
सकते हैं; और गर्मो के मौसम में वे पहाड़ो पर जाते हैं। हम इन लोगो का 
स्वागत करेंगे, यदि यह हमारे बीच हिन्दुस्तानियो की तरह रहना पसन्द 
करें | लेकिन वे स्वय अकेले हो पड़ते हैं--स्वय हम लोगों से भ्रलग 
रहते हैं। वे अपने-आपको अपनी छावनियो में बन्द कर रखते हैं। 
छावनी शब्द स्वय सैनिकता का परिचायक है और अवर्य ही अ्रभी तक 
ये छावनियाँ फोजी कानून के अन्तर्गत हैं। उनमें के किसी भी मकान 
के लिए यदि सेना कहे कि हमें उसकी आवश्यकता है, तो उसपर कब्जा 
किया जा सकता है| हमारे एक आपसी मित्र ने यद्यपि अपने लिए 


ऊँची तनख्वाह 


र्३७ [ लनन्‍्दन से बाहर 


मकान बनवाया था, किन्तु उनके साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ । 

त्रे ०--सेना के सम्बन्ध मे दो जुदे-जुदें प्रश्न हं, अथवा एक ही 
प्रश्न की दो शाखाये हैं। एक प्रश्न है सिद्धान्त का,[श्र्थात्‌ सेना पर 
भारत का अधिकार अथवा नियन्त्रण; और एक प्रश्न है आर्थिक, जो 
सेना में कमी करके पूरा किया जा सकता है। क्या आप दोतों पर 
ज़ोर देंगे ! 

गाँ०--अवश्य ही में यह देखूँगा कि अपनी सेना पर हमारा 
अधिकार हो | 

ब्रे “--कोई भी राष्ट्र पूर्णतः राष्ट्र नहीं है, यदि अपनी सेना पर 
उसका अधिकार न हो । 

सगाँ०--सस्कार मुझसे कहती है कि पठानो से अपनी रा करने 
के लिए मुझे यह सेना रखनी ही चाहिए: लेकिन मैं उसका संस्क्षण नहीं 
चाहता | मैं अपना तरीका अख्तियार करने की आजादी चाहता हूँ। 

सेना मै चाहूँ तो उनसे लड़ने का या चाहूँ तो उन्हें मनाने का 

निश्चय करें| लेकिन में यह सब कुछ स्वयं अपनी 

इच्छानुसार करने की आजादी चाहता हूँ | कुछ समय के लिए हम 
भारत में कुछ गोरी सेना रखने के लिए रजामन्द हो सकते हैं; किन्तु 
सरकार हमसे कहती है कि गोरे लोग हिन्दुस्तानी-हुकूमत- के मातहत 
त्यदील नही किये जा सकते । 

त्रें ०--बिना उनकी सम्मति के वे तबदील नहीं किये जा सकतें; 
(गाधीजी सिर हिलाते है) लेकिन मैं खयाल करता हूँ कि संतोषजनक त्थिति 
मे, उनमें से बहुत से भारतीय सेना में मर्ती होने पर रज्ञामद हो जायेंगे । 


इंग्लैंड मे महात्माजी | श्रे८ 


गांधीजी ( प्रसन्नतापूर्वक )--हां, समस्या का यह हल हो सकता 
है; किन्तु जब सेना घटाई जायगी, तो मुझे भय है कि इससे आपके 
बेकारों की सख्या में और वृद्धि होगी । 

ब्रे ०--तब, यदि सेना पर भारत के अधिकार का सिद्धान्त स्वीकार 
कर लिया जाय तो क्या आप कुछ वर्षों के लिए जितनी घठाई हुई गोरी 
सेना रखना पसन्द करेंगे, उसकी सख्या और खर्च के बारे में शर्तें तै 
करने पर रज्जामन्द होंगे ! 

गा०--हां, इस तरह की किसी भी बात पर रज़ामन्द हो सकते है, 
बशर्तें कि वद्द बात भारत के हित में हो। 

प्रै०--मैं समझता हूँ वह आपकी अपेक्षा अधिक्रतर हमारे हित में 
होगी | डे 

गॉधीजी (हँसते हुए)--फिर भी, हम उस पर रजामन्द हो जायेंगे | 

त्रे --यह अधिकार का सिद्धान्त ही कठिनाई पैंदा कर रहा है । 
मैं नहीं समझता कि आपको वह अधिकार मिल जायगा । सेना की कमी 
का दूसरा प्रश्न है; एक हृद तक आपको वह मिल 'जायगा | इस समय 
हम निःशस्नीकरण परिषद्‌ भे जा रहे हैँं। ससार के निःशस््रीकरण में 
हमारे हिस्से का यह भाग हो सकता है। 

गा०--नैने बता दिया है कि मै क्या चाहता हूँ । मेरी शर्तें प्रकट 
है। किन्तु सरकार पं में कारंवाई कर रही है मानो वह यह बताने से 
डरती है, कि वह क्या देना चाहती है। किन्त मै प्रतीक्षा करने के लिए 
सदा तैयार हूँ | 

त्रें “--जब कि हम अपनी आधिक समस्याओं में उलके हुए, है, 


२३६ [ लन्दन से बाहर 


बातों का मन्दगति से तै होना अवश्यम्मावी है। किन्तु चह भी एक 
लाभ हो सकता है | 

कलाकार--मै सिर्फ़ एक बाहरी आदमी हूँ, लेकिन मै जानना चाइता 
हैँ कि क्या इसमें एक दूसरे और कठिनाई नही है १ क्या देशी नरेश 
आपके मार्ग के निक्ृष्टतम रोड़े नहीं है । 

गा०--देशी नरेश भारतीय पोशाक में ब्रेठिश अफसर हैं | एक नरेश 

उसी स्थिति में है, जिसमें कि एक बिटिश अफसर | 

देशी नरेश _._ श 
| उसे आज्ञा का पालन करना पड़ता है| 

ब्रे--तब्र कया आप नरेशों को चाइसराय के नियन्त्रण में छोड़ 
सकते हैं ! 

गॉ०-हमें वह नियन्त्रण भारतीय सरकार के लिए प्राप्त करना 
ही चाहिए | 

बे “--लेकिन क्या वे वाइसराय के अन्तर्गत रहना अधिक पसन्द 
नहीं करते ! ५ 

गॉ०--उनमें से किसी से भी पूछिए और थे यही कहेंगे | किन्तु 
क्या यह सम्भव है कि वे दिल में इससे सन्त॒ष्ट होंगे ! कुछ भी हो 
आखिर में वे हमारे ही वर्य के हैं । वे भारतीय हैं | 

ब्रें ०-किन्तु वर्तमान व्यवस्था में उन्हे कुछ लाभ मिलता है, जो 
आप हर्गिज नहीं होने दे सकते | नौकरशाही उनसे शिष्टता और शुद्ध 
राजकीय व्यवहार का जबरदस्ती पालन करवाती है; किन्तु वह उनको 


अपनी प्रजा के साथ मनमाना बर्ताव करने के लिए काफी अधिक खुला 
छोड़ देती है । 


टी 


इस्लैंड में मह्ात्माजी ] २४० 


गॉ०--इसके लिए 'शिष्टता' शब्द ठीक नहीं है। इसकी अपेक्षा 
यह कहिए. 'हुद्र पारतन्त्य? अर्थात्‌ नीच गुलामी | उनमें से एक भी 
अपनी श्रात्म को अपनी नहींकह सकता | निजामस कुछ कल्पना वा 
उपाय सोच सकते है | किन्तु वाइसराय का क्रोध से मरा एक पत्र उन्हे 
ठडा कर देने के लिए काफी है। लाड रीडिंग के शासन-काल में जो- 
कुछ हुआ वह आप जानते ही हैं । 

त्रें ०“अधिकार अथवा नियत्तुण के इस प्रश्न के अलावा, यदि 
सघ व्यवस्थापक सभा के सदस्यों में ४० प्रतिशत सदस्य देशी नरेशी 
द्वारा निर्वाचित हों, तो क्या आपके लाखों” अध-भूखों के हित की कोई 
व्यवस्था हो सकने की आशा है ! 


गा०--जिस तरह हम आपसे निपेगे, उसी तरह हम उनसे ( देशी 
नरेशों से ) भी निपट लेंगे) बल्कि उनसे निपटना कहीं अधिक आसान 
होगा | 

ब्रे--मेरा खयाल है कि उनका जवाब कही अधिक पाशविक 
होगा | हमने तो लाठी का ही इस्तेमाल किया है; किन्तु वे बन्दूंक का 
इस्तेमाल करेंगे | 

गॉ०--यह आपका जातीय अभिमान है| यह ठीक है, इसके 
लिए मे आपकी सराहना करता हूँ | हम सबको यह अमिमान होना 
चाहिए। किन्दु आप इस बात को अनुभव नहीं करते कि भारत में 
बूटिश शक्ति प्रतिश पर कितनी निर्भर रहती है । भारतीय इससे सम्मों- 
हिंत हो गये है। आप एक बहादुर जाति हैं और आपकी प्रतिष्ठा आप- 
को हम पर धाक जमाने में समर्थ बना देती है| यही बात मैने दक्षिण 


२४१ [ लन्दन से बाहर 


अक्निका में देखी है। जुलू एक लड़ाकू जाति है, लेकिन फिर भी एक 
जुलू रिवाल्वर को देखते ही, चाहे वह खाली दी क्‍यों न हो, काँपने लग 
जायगा। यदि नरेशों से हमारा ऋमगड़ा हो तो उन्हें आपकी प्रतिष्ठा का लामः 
न पहुँचेगा। यदि हमारे लोगों को मराठा फौज का मुकाबिला करना पड़े 
तो हम अपने-आपको कहेंगे--“हम भी मराठे हैं ।” दक्तिण अफिका की 
चर्चा करते हुए मुझे देशी नरेशों के साथ के सम्बन्ध में हम जो परिवतेन 
करना चाहते हैं, इसके लिए एक उदाहरण याद आ गया। स्वाजीलैंड 
पर पालमेश्ट का नियंत्रण रहा करता था, किन्तु जब यूनियन का 
निर्माण हुआ तो वह नियंत्रण उसके हाथों सौं० दिया गया । इसी तरह 
हमारी यह दलील है कि नरेशों को भारतीय शासन के नियत्रण में सौंफ 
दिया जाय । 


बुडत्ू क उपनिवेश एक ऐसा स्थान है, जहाँ श्री श्रलेक्जेए्डर जो 
उन खतरनाक दिनों में, सदा उनकी सहायता पर आश्रित अपड्र पत्नी 
लें की भम्ि में को छोड़कर गतबर्प भारत पधारे थे, श्री जोक 

330 हाईलेएड जिन्होंने भारत में श्राचार््य-पद पर कार्य 
करते समय तथा बुडब्रूक में १५ राष्ट्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाति सर्मय 
भारत का सच्चा ज्ञान प्रचारित किया है, तथा श्री एस० जी० बुड, जो 
यहां के शिक्षण सश्ालक हैं, आदि क्वेकर मित्रों-द्वारा श्रन्तर्सट्रीय, 
शान्ति, मित्रता तथा बन्धुत्व की सृष्टि तथा विकास किया जाता है । 
उपाजित धन के संग्रह और उसके उपयोग को मनुष्य जाति के द्वित की 
दृष्टि से नियत्रण करने के लिए बुडत्र्‌ क जहाँ उदाहरण स्वरूप है तहां 
यह तीथ्थस्थान भी है | इसका काम मि० केडबरी के, जो अपने चाकलेट 
के फारण प्रत्िद्ध है, दान से चलता है| यह आश्रम उसी धर में है 
जहा मि० केडबरी रहते थे ओर जहाँ उनके पुत्र वार्डन के पढ़ पर हैं। 
गांधीजी का यहां कैसा ग्रेमपूर्ण स्वागत हुआ, इसका अन्दाज श्री चुड 
के उस पत्र से लगता है, जो उन्होंने उस शाम की अपनी अनुपत्यिति 
के लिए क्षमा-प्रार्थना करते हुए गाधीजी को लिखा था। बह लिखते हैं--- 


४३ [ लन्दन -से बाहर 


४एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम-के:कारण -चुडत्र्‌ क'के आज--रविवार 
के तीसरे पहर के इस सम्मेलन के समापति-का आसन अरहण न कर 
सकने के कारण '्रासीसियों के शब्दों में” में अपने को उजड़ा हुआ सा 
पाता हूँ, क्योकि आज मैं वरमिंधम निवासी आपके- अनेक मित्रों और 
प्रशसकों की ओर से आपका स्वागत करने के सुयोग से वश्चित होगया हूँ। 


“इज्लैंड के बहुत-से लोग आपको नहीं समझते और जब कि हम 
आपको समभते हैं, या जिनकी धारणा है कि समझते है, तो सदा आप 
के अनुगामी होने में अपने-आपको असमर्थ पाते हैं, परन्तु ईश्वर को 
धन्यवाद है कि जिसने भारत के इतिहास के इस कठिन समय और संसार 
की इस विषम अवस्था मे आप-जैसा नैतिक शक्ति-सम्पन्न पैग़म्बर पैदा 
किया है | आप पर इस समय जो ज़िम्मेदारी है, हम कुछ अशों में उसे 
समझते हैं, और अपने इस महान कार्य के लिए. आपको जिस शक्ति की 
आवश्यकता है, यदि आपको वुडत्रू क-सघ में एक दिन शान्ति का 
बिताने से उस शक्ति के कायम रखने में मदद मिलती हो तो हम अपने- 
को धन्य समझेगे | हमारी अमिलाषा है कि जिस परिषद्‌ मे आप इतना 
परिश्रम कर रहे हैं, उसमें भारत और इज्धलेंड तथा हिन्दू और मुसल- 
मानों के बीच ऐसा समझौता हो जाय कि जिससे भारतीय राष्ट्रवाद के 
उचित आदर्शों की पूर्ति हो सके | 

“हम ऐसे समझौते की आशा इसलिए भी है कि इससे आपकी 
किसानों के मनुष्यत्व के उत्थान की अमिलाषा की पूर्ति होगी | हमे आप 
के जीवन और कार्य से यह जबरदस्त चेतावनी मिली है, जिसकी हमे 

व्श्यकता थी ओर जिसके लिए हम अपूर्ण रूप से तैयार हैं, और 


इर्लेंड में महात्माजी ] २४४ 


जिससे हमें बार-बार भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह प्रार्थना याद आती है-- 
हे ईश्वर, हमें इतना बल दे कि हम ग़रीबो की कर्मी अवहेलना न करे।” 

वास्तव में इस संस्था के आजीवन सदस्यों के जीवन और विचार 
कवि रबीन्द की उपयु क्त प्रार्थना के अनुरूप ही है । 

बरमिंघम के विशप को विज्ञान और धर्म एकसाथ दोनों के आचार्य 
होने का दुलंभ सौभाग्य प्राप्त है। वह रॉयल सोसायटी के सदस्य भी 
हैं। कालेज में वह श्री मॉण्टेगू के सहपाठी 
थे और जब कि भ्री मॉस्टेगू ने अपने भारत- 
सचिव होने की महत्वाकाज्ञा पूरी की, उनसे काफी परिचय होने के 
कारण बिशप भारत तथा उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ शान 
रखते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं के सम्बन्ध में उनके अपने अलग 
विचार हैं, किन्तु वैज्ञानिक मस्तिष्कवालों की तरह उनमें जिज्ञासु-माव 
अवश्य हैं, और वह अपने विचार निःर्सेकोच प्रकट करने का साइस 
रखते हैं| एक बार किसी वात पर उन जैसों का विश्वास दृढ़ हो जाय 
तो वह फिर उसके बड़े जबरदस्त समर्थक अर्थात्‌ हिमायती हो जाते हैं । 
भारत के विषय में गाँधीजी की उनसे बड़ी देर तक बातें होती रहीं। उन 
बातों में क्या हुआ, यह तो मैं नहीं बताऊँगा और न बताना उचित ही 
है; किन्तु एक-दो मनोरक्ञषक चुटकुलों का जिकर कर देना चाहता हूँ । 
वैज्ञानिक बिशप ने विशान और मशीनों का बड़े ज्ोरों से समर्थन किया 
और कहा कि जब इनके श्र्थात्‌ विशान और मशीनों के द्वारा मनुष्य 
को शारीरिक परिश्रम से अवकाश मिल जायगा तो वह अपना सम्पूर्ण 
अथवा अधिकांश समय मानसिक श्रम को दे सकेगा। परन्तु गाँधी 


बरमिधम के विशप 


श्डप [ लन्दन-से बाहर 


ने “निठल्ले पुरुष के सिर पर शैतान सवार रहता है” इस पुरानी कहावत 
की याद दिलाते हुए कद्दा कि मुझे विश्वास नहीं है कि मनुष्य अपना 
अवकाश का. समय लाभदायक बातों के चिन्तन में व्यतीत करेगा | इस 
पर विशप ने कहा+-- देखिए, में दिन-भर में मुश्किल से एक घरुतम काम 
करता हैँ, बाकी सब समय म्रानसिक चिन्तन में बीतता है।” गांधीजी 
ने इसके उत्तर में हँसते हुए कहा कि “यदि सत्र मनुष्य विशप हो जायें 
तो बिशपों का पन्धा ही जाता रहेगा ।? 

डा० पारधी और उनकी घमपत्नी ने वरमिंधम के सब भारतीयों 
को गाधीजी से मिलने के लिए. ऋपने घर पर निमन्न्रित किया था, वहां 
हमने करीब एक घंटा बितायातै डा० पारधी प्रायः 
तीस वर्ष पूर्व इज्धलेंड आये और अपने निर्वाह के 
लिए परिश्रम केरते हुए भी एफ० आर० सी० एस० की परित्ता पास की 
और केवल अपने परिश्रम और गुणों के वल पर शल्व-चिकित्सा अर्थात्‌ 
सर्जरी में इतना नाम उन्होंने कमाया है। उनकी धर्मपत्नी एक अंग्रेज 
महिला हैं और वह वहां रहकर भी -भारत के विषय में दिलचस्पी रख 
कर कुछ-न-कुछ सेवा करने मे प्रयत्नशील रहती हैं। अस्तु | वहां मित्रों 
के सदेश देने के आग्रह पर गांधीजी ने एक ही वाक्य में कद्ा-- “आप 
इड्लेंड में रनेवाले मुद्ठी-मर भारतीयों पर भारत की गौंरब-रक्षा का 
भार है, अतः आप सतक रहकर कार्य करें [! इसपर उपस्थित सज्जनों 
में से एक ने पूछा कि हम भारत की सेवा किस तरह कर सकते हैं ! उत्तर 
में गाधीजी ने कहा--“आप अपनी बुद्धि और चातुर्य को पैसा कमाने 
'में लगाने के बजाय देश की सेवा में लगावें। यदि आप चिक्रित्सक 


चार आना रोज « 


इग्लैंड में महात्माजी २४६ 


हैं तो भारत में रोगों की कमी नहीं है । यदि आप वकील हैं तो भारत 
में विरोध'और झगड़े निपटाने का बहुत अवसर है; आप भगड़े बढ़ाने 
के बंजाय मौजूदा गड़ों फो ही निपटाइए और मुकद्दमेबराजी को बद 
क्रवाइए | यदि आप इल्लीनियर हैं तो श्राप अपने देशवासियों को 
आवश्यकता और सामथ्य के अनुसार आरोग्यप्रद और स्वच्छ हवादार 
नमूने के मकान बनाइए। वास्तव में जो-कुछ शान अपने यहा प्रात 
किया है, यद्द सब देश के द्वित में लगाया जा सकता है।” जिस मित्र ने 
उक्त प्रश्न किया था वह चार्टड' एकाउग्टेर्ट अथवा हिसावनवीस हैं, 
अतः गांधीजी ने उनके सामने भी कुमारश्रप्पा का उदाहरण पेश करते 
हुए कह्दा--"श्री कुमारअ्रप्पा, श्राप ही की तरह, एका उस्टेय्ट हैं; बह जो 
काम कर रहे हैं, वही आप भी कीजिए.। भारत में महासभा और उससे 
सम्बन्धित संस्थाओं के आय-व्यय-निरीक्षण के लिए सुयोग्य एकाउण्टेस्टों 
की नितान्त आवश्यकता है। आप भारत में आइए, मैं वर्श आपको 
काफी काम बताऊँगा और प्रतिदिन चार श्राने के हिसाब से, जो करोड़ों 
भारतीयों की आय से अधिक है, आपको फीस दिलाऊँगा ।” 

भारतीय मित्रों को वत्तमान से श्रधिक भविष्य की चिन्ता थी और 
गाधीजी ने इस सम्बन्ध में उनसे कहा-« 

“हमें खेद है, 'जो बात हमें बहुत समय पहले कर देनी चाहिए 
थी, वह हमने नहीं की ।' ऑँग्रेजों से ये शब्द कहलवाने के पहले भारत 
को और भी कष्ट की आग में से गुजरना होगा | कोई भी बलवान राष्ट्र 
जितनी हम कल्पना करते हैं उतनी आसानी से भुकने के लिए तैयार 
नहीं होता | और अहिंसा के सिद्धान्त से बँघे होने के कारण, मैं इग्लेंड 


२४७ लखन से ब्राहर 


को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए द्ाध्य भी नही करूँगा । 
पूर्व इसके कि इज्ञलैंड वस्वुतः-अधिकार त्याग करे; यह “आवश्यक है 
कि उसे यह निश्रय हो जाय कि -भारत स्वतन्त्रता प्रात्त करेऔर इग्लेंड 
इसके लिए भुके इसीमें उसका हित है ।” हे कि 
: श्रीमती पारधी ने कह्म-“क्या आप यह खयाल नहीं करते कि इस्लेंड' 
को यह निश्चय कराने के लिए आपको कुछ समय यहां रहना चाहिए १” 
गांधीजी ने कह्ा--नही, में नियत ससय से अधिक नहीं- ठहर 
सकता । यदि में श्रधिक समय तक ठदर्रू तो यहा मेरा कुछ भी असर' 
न रहेगा और लोग इधर तवज्जद भी कम देने लगेंगे। अंभी मेरा जो 
असर होता है, वह केवल तात्कालिक है, स्थायी नहीं | मेरा स्थान तो' 
भारत में अपने देशवातियों के बीच है और सम्भव है उन्हें एक बार 
फिर कष्ट-सहन का सम्राम आरम्भ करना पड़ें। बस्तुतः श्रेंग्रेज़ इस बोत 
को जानते हैं कि में एक पीड़ित जनता का प्रतिनिधि हूँ श्ौर इसीसे वे' 
मेरी बातों पर ध्यान देते दिखाई" देते हैं; और जब में भारत में अपने 
देशवासियों के साथ कष्ट सहता होऊँगा,तबव वहा से में जो-कुछ कहूँगा 
यह ऐसा होगा जैसे हृदय-से-हुदय की बात होती हो | 
श्री रडोल्फ स्टेनर के वाल-सुधास्क शिक्षणालय की मुलाकात का 
चर्शुन भी में यहा अवश्य कर्ूतलूँगा | दडोल्फ स्टेनर का तो- सन्‌ १६२५ 
चुधारक शिक्षणालय गे त् हो डुका है, किन्ठ उनके शिष्य 
उनकी संस्था को चलाने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। उनका उद्देश्य सानव-हृदयः का अधिक गहन और सच्चा अ्रध्ययन 
करने तथा संसार के विकास मे अपने हिस्से का योग देने की प्रत्येक 


इज्लैंड में महात्माजी ] २८८ 


स्टू की शक्ति समझने और उसका आदर करने का था| शिलर ने 
जिसे भानव-समाज की प्राकृतिक सौन्दर्य-दृत्ति की शिक्षा कहा है, उस- 
का उन्होंने अनुकरण किया है। उसमें विशान की अनेक शाखाओं का 
समावेश होता है, और भौतिक शक्तियों तथा खगोल विद्या के नियमों के 
वैशानिक श्रध्ययन-द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति का सुधार भी उसका 
अड्ू है। हमे तो यहां उनके शिक्षा-सम्बन्धी कुछ प्रयोगों की ही चर्चा 
करनी है। दिमाग़ी श्रौर नैतिक त्रुटियों के कारण समाज जिन बच्चो को 
आमतौर पर असाध्य कहकर होड़ देता है, उन्हें इस स्कूल में लिया 
जाता है । बरमिधम के इस सनफील्ड स्कूल में हमने एक ऐसे बालक 
को देखा, जो भोटर की भयड्भर टक्कर लगने से केवल अपंग ही नहीं हो 
गया था वरन्‌ जिसकी मस्तिष्क-शक्ति भी नष्ट हो चुकी थी। यह सुधारक 
शिक्षा बच्चे की प्राकृतिक सौन्दर्य को ग्रहण करने और सममने की शक्ति 
के अध्ययन और विकास द्वारा, जैसे बच्चे पर से, चन्द्र और तारागण, 
प्राकृतिक छटा,चित्रकारी और सज्जीत का, जो उसके जीवन के दालने में 
सहायक होते हैं, स्या श्रसर पड़ता है, यह जानकर दी जाती है। सबसे 
भड़ी बात तो यहां का प्रेमपूर्ण व्यवहार है,जो सबसे बड़ा खुधारक है और 
जिससे कमज़ोर, अस्थिर बुद्धि, अद्धहीन और अन्य दोषयुक्त बालकों के 
दृदय पर गहरा असर पड़ता है | इमने उन्हे लेटिन,ग्रीक श्रौर जमने गीत 

गाते सुना (जिससे मुझे वेदोच्चार का स्मरण हो आया); वे इसमें काफी 

कुशलता प्राप्तकर चुके हें। वे वहाँ दुःखपूर्ण और उन्मादी जीवन व्यतीत 

करने के बजाय बड़े आतलन्दपूर्वक कौदुम्बिक जीवन का सुंख उठाते हैं,यदि 

हमें उनके विषय में पूर्णज्ञान न होता तो हम यह क्दापि न पहचान पाते 


२४६ [ लन्दन से बाहर 


कि ये हीन-अड्भ बालक हैं। शाम को गाँधीनी के आग मन के उपलक्त 
में उनके खेल हुए, किन्तु उन्हे इम देख न सके | दुर्भाग्य से समयामाव 
के कारण इस संस्था का हमारा अध्ययन सीमित ही रहा; परन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि इस सस्था का भविष्य उज्ज्वल है और यह स्थान 
मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षकों के अध्ययन करने योग्य है । 

बुडत् क हालमें जो वृहद्‌ समा हुई,उसमें अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि 
आये थे | गाँधीजी ने अपने भाषण में कहा--“अन्य स्थानों पर तो में 
कार्यवश और अपना सन्देश सुनाने गया 
हूँ; परन्तु यहाँ मैं तीर्थ-यात्रा समर्करआया 
हूँ--तीर्थ-यात्रा इसलिए, कि इसी संस्था ने हमारे संकट के समय भी होरेश 
एल्लेग्जेण्डर जैसे सुदृद्वर को हमारे पास भेजा था। वह ऐसा समय था कि 
जब सत्याग्रह के समाचार सरकार द्वारा रोक लिये जाने के कारण बाहर 
नहीं पहुँच सकते थे ओर मुख्य-मुख्य सब नेता जेलों मे बन्द थे | ऐसे 
कठिन समय में क्वेकर मित्रों ने भारत में अपना प्रतिनिधि भेजना निश्चित 
किया और भी एलेग्ज्ेण्डर को इस कार्य के लिए चुना। केवल आपने ही 
नहीं किन्तु उनकी चिररोगिणी स्री ने भी उनको सहज ही में अवकाश दे 
दिया। इससे आप समस्छ सकते हैं कि यह स्थान मेरे लिए तीर्य-यात्रा क्यों है। 

“अपने कार्य के विषय में चर्चा करके मैं आपका समय नहीं लेना 
चाइता । अधिकांश में लोग अब यह अवश्य जान गये हैं कि राष्ट्रीय 
महासमा--कँप्रेस--की देश के लिए. कया सांग है। अपनी स्वतन्त्रता- 
प्रात्ति के लिए कदाचित इतिहास में पहली ही बार हमने जिस साधन 
'का उपयोग किया है, वह आप जानते हैं। साथ ही आप यह भी जानते 


ऑग्रेज जनता का कतंब्य 


इग्लेड में महात्माजी ] २३० 


हैं के गत वर्ष जनता ने उस साधन को कहाँ तक निभाया | में आपसे 
यह बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि गोलमेज-परिपद्‌ के 
वर्तमान चालू काम को सफल करना हो तो वह बुद्धिशाली लोकमत का 
दबाव पड़ने पर ही हो सकता है। मैंने श्रक्सर यह कहा है कि मेंस 
असली काम परिषद भें नहीं उससे बाहर है। श्रपने कुछ सावंजनिक 
भाषणों मे मैंने ब्रिना किसी सकोच के कहा है कि परिपद्‌ में कुछ भी 
काम नहीं हो रहा है, वद्द व्यर्थ ही समव ब्रिता रही है और जो लोग 
हिन्दुस्तान से आये हुए. हैं उनका और साथ ही परिषद्‌ के अंग्रेज प्रति- 
निधियों का बहुमूल्य समय वरवाद किया जा रहा है। भेरी यह राय होने 
से,भारतवासी जो सम्राम भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़ रहे 
हैं ब्रिटिश-द्वीप के लोकमत के जिम्मेवर नेताओं को वह समझ लेना चाहिए। 
क्योंकि जबतक आप लोग इस आन्दोलन का सच्चा स्वरूप और इसका 
रहस्य न समझ लेगे तबतक यहां के शासन-तन्त्र-सचालकों पर आप दवोव 
नहीं ढाल सकते। में जानता हूँ कि इस समा में आये हुए. आप सब लोग 
सत्य के सच्चे शोधक हैं, और इसी कार्य में नही, प्रद्युत मानव-समुदाय 
की सहायता की अपेज्षा रखनेवाले सभी कार्यों के प्रति सत्यमार्ग अहण 
करने के लिए श्रातर हैं, और यदि आप इस प्रश्न को उक्त इृष्टि-बिन्दु से 
देखेंगे तो बहुत सम्भव है कि गोलमेज-परिष्रद्‌ का काम सफल हो जाय ।” 

भाषण के अन्त में गॉधीजी से पूछे गये प्रश्नो में एक प्रश्न यह था 
कि क्या स्वयं भारतीय प्रतिनिधि साम्प्रदायिक 
प्रश्ष पर आपस में सहमत न होकर समझौते को 
असम्भव नहीं बना रहे हैं !” गाँधीजी ने इस सूचना का जोरों से इनकार 


मेंदमाव की नीति 


२४१ [ लन्दन से बाहर 


करते हुए कहा--'मै जानता हूँ कि आपको इसी प्रकार विचार करना 
सिखाया गया है| इस मोहक सूचना के जादू के असर को आप दूर 
नहीं कर सकते। मेरा दावा यह है कि विदेशी शासकों ने 'फूठ डाल 
कर शासन करने! की भेद-नीति से भारत पर शासन किया हैं। यदि 
शासकों ने वारागना की तरह आज एक दल से और कल दूसरे से 
गठजोड़ा करने की नीति इख्तियार न की होती तो भारत पर कोई मी 
विदेशी साम्राज्यवादी हुकूमत चल नहीं सकती थी । विदेशी शासन का 
फचर जबतक मौजूद है और गदरे-से-गहरा उतरता जाता है, तबतक 
हमारे मे फूट वनी ही रहेगी। फच्चर का स्वभाव ही यह है। फचर को 
निकाल डालिए और चिरे या फटे हुए दोनों हिस्से इकट्ठे होकर मिल 
जायेंगे | फिर स्वय परिषद्‌ के वर्तमान संगठन के कारण भी जनता का 
काम अत्यन्त कठिन हो गया; क्योकि यहा आये हुए सब प्रतिनिधि 
सरकार द्वारा नामजद किये हुए हैं। उदाहरणार्थ, यदि राष्ट्रीय-दल के 
मुसलमानों से अपना पतिनिधि चुनने के लिए कहा जाता तो डा० 
अन्सारी चुने जाते | अन्त में हमे यह भी न भूलना चाहिए कि यदि 
ये ही प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते तो अधिक ज़िम्मेदारी के 
साथ काम करते । किन्तु इस तो यहाँ प्रधान-मन्त्री की कृपा से आये 
हुए हैं। हम न तो किसी के प्रति जिम्मेवार हैं, नकिसी निर्वाचक-मए्डल 
से हमें प्रार्थना या अपील करनी है । फिर हमसे कहा जाता है कि यदि: 
हम साम्प्रदायिक प्रश्न का आपस में निपटारा न कर लेगे तो किसी 
प्रकार की प्रगति न हो सकेगी | इसलिए स्वमावतः ही प्रत्येक अपनी 
ओर खींचता है। और अधिक-से-अधिक जितना सम्भव हो जबरदस्ती 


इग्लैंड में महात्माजी ] श्श्र 


प्राप्त करना चाहता है | इसके सिवा प्रतिनिधियों से साम्प्रदायिक प्रश्न 
का एकमत से निपटारा कर लेने के लिए तो कहा जाता है, किन्तु यह 
नहीं बताया जाता कि यदि वे एकमत हो जायेंगे तो उन्हे मिलेगो क्या ! 
इससे जिस वस्तु के लोभ से पहले से ही समझोता कर सकते थे, उसकी 
आरम्म मे ही हत्या कर-दी जाती है; इस प्रकार समझौता लगभग 
असम्भव हो जाता है। सरकार को यह धोषणा कर देने दीजिए कि 
भारतीय आपस मे सहमत हों या न हो, हम तो इस देश से जा रहे हैं, 
फिर आप देखेंगे कि हम जल्दी ही एकुमत हो जायेंगे। बात यह्द है कि 
किसीको यह प्रतीत नहीं होता कि हमे सच्ची--सजीव स्वतन्त्रता मिलने 
वाली है । हमे जो-कुछ देना कह्य जाता है, वह तो भारत को लूटने की 
नौकरशाही की सत्ता का एक अंग मात्र है और वही हमे आपस में लड़ा 
मारता है। फिर, सरकार के विधान की रचना का आधार साम्प्रदायिक 
प्रश्न का निपटारा रखने के कारण, प्रत्येक पक्ष अधिक-से-अधिक मार 
करने के लिए ललचाता है। यदि सरकार को सचमुच कुछ करता हो, 
तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी यह सूचना स्वीकार कर लेनी 
चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के लिए एक न्याय-मण्डल नियुक्त 
कर दिया जाय। यदि यह हो जाय,तो बहुत सम्भव है कि इस न्याय-मण्डल 
के हस्तक्षेप के पहले ही समस्या का कोई सर्ब-सम्मत हल निकल आवे |” 

यदि ब्रिटिश सरकार अपना कर्तव्य छोड़ दे तो सन्धिकाल में भारत 
का क्‍या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए. गॉधीजी ने कहा-- 
“विदेशी शासन जीवित शरीर में विजातीय पदार्थ की तरह है| इस विष 
को निकाल दीजिए , और शरीर तुरन्त संचालित होने लगेगा। यह 


२५३ [. लन्दन से बाहर 


कहना कि ब्रिटिश सस्कार का भारत से चला जाना अपना कत्तंव्य 
छोड़ देना कद्दा जायगा, निरी डींग है। आज 
वह जिस कत्तंव्य का पालन कर रही है, वह 
है भारत को लूटना या चूसना । ब्रिटेन के 
भारत को चूसना बन्द करते ही मारत की आर्थिक स्थिति सुधर जायगी।” 
एक दूसरे सदस्य ने पूछा--आप भारत की दरिद्रता का कारण 
ब्रिटिश लूट को बताते हैं, किन्तु क्या यह सच नहीं है कि किसानों की 
दुर्दशा का वास्तविक कारण बनियों का लालच और 
विवाह और मृत्यु के समय की फ़जूलखर्ची है! फिर 
आप ब्रिटिश सरकार पर फ़जलखर्ची का आरोप करते हैं, किन्तु देशी 
नरेशों की फजूलखर्ची के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है १? 
गाँधीजी ने उत्तर देते हुए कह्ा--“हिन्दुस्तानी बनिये की तो अंग्रेजी 
बनियों के सामने कुछ भो विसात नहीं, और यदि हम हिंसावादी होते 
तो हिन्दुस्तानी बनिया गोली से उड़ाये जाने योग्य समझना जाता । किन्तु 
उस हालत में ऑंग्रेज़ी बनिया तो सो-बार गोली से उड़ाये जाने योग्य 
समझा जाता । मुद्रा-नीति की जादूगरी ओर भूमिकर (लगान) की निर्दय 
वसलीद्वारा श्रेंग्रेजी बनिया जो लूट मचाता है, उसके मुकाबिले में हिन्दु- 
स्तानी बनिया जो ब्याज लेता है, वह कुछ भी नहीं है। भारतीय जैसी 
असंगठित और विनयशील जाति की ऐसी संगठित लूट का उदाहरण 
मैंने इतिहास में और कोई नहीं देखा । भारतीय नरेशों की फ्‌ज़ूलखर्ची 
के सम्बन्ध में तो यदि मेरे पास सत्ता हो तो उनके पास से उनके उद्धत 
महल छीन लेने में मैं जुरा मी सकोच न करूँगा; किन्तु ब्रिटिश सरकार 


भारत में ब्रिटेन का 
एकमात्र काम 


अँग्रेज़ बनिया 


इग्लेड मे महात्माजी ] २५५४ 


के पास से नई दिल्ली छीन लेने में तो मुझे उससे अनन्त गुना कम 
सकोच होगा | जब कि करोड़ो लोग भूखो मर रहे थे, उस समय भारत 
को देखने मे इस्तैंड कान्‍्सा बना देने की एक बाइसराय की सनक को 
पूरा करने के लिए नई दिल्ली पर निर्दयातापूर्बक जो करोड़ों रुपये बर्बाद 
किये गये हैं उनके मुक्काविले में राजाओ की फजूलखर्ची किसी मी गिनती 
में नहीं है ।” है 
दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था-- क्या मौलिक प्रश्नो पर भारत के 
लोगों ने आपस में एकमत से निर्णय कर लिया है !” उत्तर में गाँधीजी 
ने कहा--“महासमा ने साम्पदायिक्र प्रश्न के निपटारे को एक योजना 
पेश की है; किन्तु वह अभी स्वीकृत नहीं हुई है । यह्वा परिषद्‌ में जो 
अनेक दलो का कथित प्रतिनिधित्व करने श्राये हैं, उनमें सहासभा भी 
एक दल है। किन्तु सच बात तो यह है कि भारत के करोड़ों की सख्या 
वाले जनसमूह की ओर से बोलनेवाली यह एक ही प्रतिनिधि-सस्था है। 
यह एक ही ऐसी जीवित, चेतन्यथुक्त ओर स्वतत्र सस्था है, जो लगभग 
४० वर्ष से काम करती आ रही है । यह एक ही ऐसी सस्था है, जो 
असख्य कष्टों को सहते हुए भी टिकी हुई है । सरकार के साथ सन्धि 
करने वाली यह महासभा ही थी, और आप चाहे जो कहे, पर यह एक 
ही ऐसी सस्था है जो एक दिन वर्तमान सरकार का स्थान अहण करेगी | 
मेरा दावा है कि उसने अपनी का्यसमिति के एक सिख, एक मुसलमान 
और एक हिन्दू सदस्य की बनी हुई प्रतिनिधि-समिति द्वारा जो योजना 
पेश की है, वद जहा तक ओ्रोचित्य और न्याय का सम्बन्ध है, किसी भी 
न्याय-मण्डल की जाच के सामने टिकी रह सकेगी |” 


रपप. [ लन्दन से बाहर 

ैंचेत्टर गाजियन'! मे उसके सम्बाददाता ने लिखा था कि गाँधी 
जी को अछूतो की ओर से बोलने का क्या अधिकार है, क्योकि वे स्वर्य 
ब्राह्मण वर्ग के हैं, जो अछूतो को अभीतक दवाता चला आया है। 
एक मित्र ने इस लेख का हवाला देते हुए गॉघीजी से पूछा कि “इस 
प्रकार क्‍या वे स्वय ही समझौते के मार्ग मे विष्न-रूप नही हैं ?” उत्तर 
में गाँधीजी ने कह्ा--“मैं कभी यह न जानता था कि मै ब्राह्मण हूँ; 
हाँ, में वनिया अवश्य हूँ, ओर यह शब्द एक प्रकार का तिरस्कार-दूचक 
है। किन्तु में श्रेतावर्ग को बता देना चाहता हूँ कि ४० वर्ष पहले जब 
में विलायत आया था, तब से मेरी जातिवालो ने मुझे! बहिष्कृत कर 
दिया है, और मैं जो काम कर रहा हूँ, उससे मुझे अपने को किसान, 
जुलाहा और अछूत कहलाने का अधिकार प्राप्त है। मैने अपनी पत्नी 
से विवाह किया उससे बहुत पहले ही मैने अस्वृश्यता निवारण के कार्य 
को अपना लिया था | हमारे सयुक्त जीत्रन में दो बार ऐसे प्रसंग आये 
थे, जिनमें मुझे अछूतो के लिए काम करने और अपनी पत्नी के साथ रहने 
इन दो बातों मे से एक को चुन लेने का प्रश्न उपस्थित हो गया था 
और इनमें में पहली को ही पसन्द करता; किन्तु मेरी नेकदिल पत्नी को 
धन्यवाद है कि उसके कारण वह कठिन प्रसंग टल गया । मेरे आश्रम 
में, जोकि मेरा कुठुम्व है, कई अछूत हैं और एक मधुर किन्तु नटखट 
वालिका मेरी लड़की की तरह रहती है। रही यह बात कि मैं सममभौते 
में विष्न-रुप हूँ, सो मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कारण विष्न-रूप हूँ कि 
भारत के लिए वास्तविक पूर्ण स्वराज्य से कम स्वीकार करके समभौता 
करने के लिए मे ज़रा भी तैयार नहीं हूँ ।”? 


इग्लेंड मे महात्माजी २५६ 


अन्तिम प्रश्न इस प्रकार था-- “आप बुद्धि को अपील करने के साथ 

ही श्रपने शोधे हुए शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं, इन दोनों का मेल 
मिलना हमें कठिन होता है | यह क्या बात है कि 

कमी-कभी आप!यद् खयाल कर लेते हैँ कि बुद्धि को 

अ्रपील करना एक ओर रखकर अधिक कड़ी कार्रवाई करना अच्छा है !” 
उत्तर में गाधीजी ने कहा--“सत््‌ १६०६ तक में केवल बुद्धि को 
अपील करने की नीति पर विश्वास करता, रहा | मे अत्यन्त परिश्रभी 
सुधारक था | सत्य का नैप्ठिक उपासक होने के कारण में सदेव वास्तविक 
बातों से परिचित रहता था, इससे में एक अच्छा मज़मूननवीस था | 
किन्तु जिस समय दक्षिण अ्रक्रिका में कठिन प्रसग उपस्थित हुआ उस 
समय मैंने देखा कि बुद्धि को अपील करने का कुछ असर न हुआ | 
मेरे देशव्रधु उत्तेजित हो उठे बे--कीड़ा तक किसी समय उलट पड़ता 
है--भ्ौर बदला लेने की चर्चा उठ खड़ी हुई थी। मेरे लिए हिंसा मे 
सम्मिलित हो जाने श्रथवा सकट का मुकाबिला करने और गन्दगी को 
रोकने के लिए. कोई दूसरा तरीका द्ँढ निकालने इन दो बातों में एक 
को पसन्द ऋर लेने का प्रश्न उपस्थित था | और मुझे यह बात सकी कि 
हमे अपने-को पतित बनानेवाले क्रानून को मानने से इनकार कर देना 
चाहिए ओर इसके लिए यदि सरकार चाहे तो हमें जेल भेज दे | इस 
प्रकार शख्न-युद्ध के बजाय नैतिक-शत््र प्रकट हुआ। उस समय में 
राजभक्त था, क्योंकि मेरा यह इृढ़ विश्वास था कि सब मिलाकर शरेंग्रेजी 
साम्राज्य की प्रवृत्तियों का परिणाम हिन्दुस्तान और उसी तरह मानव- 
जाति के लिए लाभदाग्रक ही है। महायुद्ध का आरम्भ होते ही मे 


हृदय था मस्तिष्क 


रप्‌ड [ लन्दन से बाहर 


इंग्लैड आया और उसमें कूद पड़ा, और बाद को जब मुझे 'प्लूरिसी' 
कीबीमारी बढ़ जाने से विवश होकर हिन्दुस्तान को जाना पड़ा तो वहा 
जाकर भी मैंने अपनी ज़िन्दगी तक को खतरे में डालकर रगरूट भरती 
करने का काम किया, जिसे देखकर मेरे कई मित्र कांप उठे थे | सन्‌ 
१६१६ में जब रौलेट ऐक्ट नामधारी काला कानून पास हुआ और 
प्रमाणित अन्यायो के दूर करने की हमारी साधारण प्राथमिक मांग तक 
को पूरा करने से सरकार ने इनकार कर दिया, तब मेरी आखे खुलीं 
और भ्रम दूर हुआ | और इसलिए सन्‌ १६२० में मैं बाग़ी बना | तब 
से मेरी यह प्रतीति बढ़ती ही गई है कि जनता की प्रधान महत्त्व की 
वस्तुएँ केवल बुद्धि को अपील करने अर्थात्‌ समकराने-बुकाने से नहीं 
मिलतीं, प्रत्युत्‌ कष्टसहन के मूल्य में खरीदनी पड़ती हैं। कष्ठ-सहन 
मनुष्यों का कानून है; और शख्तर-युद्ध जगल का | किन्तु जगल के 
कानून की अपेक्षा कष्टटसहन में विरोधी का हृदय-परिवर्तन करने और 
और उसके कान जो दूसरी तरह बुद्धि की आवाज के खिलाफ बन्द 
रहते हैं उन्हे खोलने की अनन्त गुनी शक्ति रहती है| मैने जितनी प्रार्थ- 
नाये की हैं और निराशा के होते हुए भी जितनी आशा मैंने रखी है, 
उतनी किसी ने न रखी होगी; और मैं इस निश्चित परिणाम पर पहुँचा 
हूँ कि हमें यदि कुछ वास्तविक काम करवाना हो तो केबल बुद्धि को 
उन्‍्तुष्ट करना ही काफी नहीं, हृदय को भी हिलाना चाहिए। बुद्धि की 
अपील मस्तिष्क को अधिक स्पर्श करती है, किन्तु हृदय को स्पर्श करने 
के लिए. तो सहनशक्ति की ही आवश्यकता है। यह मनुष्य के अन्तर 
- के द्वार खोलती है। मानव-जाति की विरासत तलवार नहीं, कष्ट-सहन है |” 


* १७ 


मेडम मोण्टेसोरी के साथ गाँधीजी की भेद एक आहसा' के साथ 
शत्मा का सर्म्मिलन था| मेडस मोण्टेसोरी पर गाँधीजी का इतना गहरा 
| * प्रभाव पड़ा था, कि उन्होंने लिखा--“गाँधीजी मुझे तो 
मोण्टेसोरी हे हि के 
'. मनुष्य की अपेक्षा आत्मा-रूप अधिक प्रतीत होतें हैं | वर्षो 
से मैं उनका विचार कर रही थी। मैने अपनी आत्मा से उन्हे सममभरनें 
का प्रयत्न किया है | उनकी विनम्रता, उनकी मधुरता ऐसी है, मांनों 
समस्त ससार में कठोरता नाम॑ की कोई वस्तु है ही नहीं। उन्होंने .तीदंण 
सूरय-किरण की तरह अपने विचारों को सम्पूर्ण रूप से व्यक्त किया, मानों 
बीच में कोई मर्यादा या बाधा है ही नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
मैं जिन शिक्षकों को तैयार कर रही हैँ, यह माननीय व्यक्ति उन्हे बहुत॑ 
सहायता पहुँचा सकेंगे। शिक्षकों को खुले हृदय के और उदार हीना 
चाहिए; उन्हें अपनी श्रात्मा का परिवर्तन करना चाहिए, जिशसे कि वें 
बालिगश पुरुषों के कठोर औ्रौर मनुष्य-जीवन को कुचल डालने वाले 
विध्नों से पूर्ण संसार से बाहर निकल आ सके । शिक्षकों के साथ इनकी 
यह मुलाकात मानवी बालकों का श्राध्यात्मिक रक्षण करने में हंमारी 
सहायक हो ।” हमें तैठने के लिए गद्दी-तकिये दिये गये ये 'और “आई- 


२५६ [लन्दव से बाहर 
लिंग्टन के शरीब किन्तु देव बालकों की तरह स्वच्छु और मधुर बालकों 
ने हिन्दुस्तानी तरीके से गाँधीजी को नमस्कार किया वे तादी पोशाक 
पहने हुए. ये और नंगे-्पाँव थे । नमुत्कार के बाद इन बालकों-ने जो 
काम सीखे थे, उन्हें दिखाकर हमार मनोरंजन किया। तालबद्ध हलल- 
चलन, ध्यान और इच्छा-शक्ति के श्रतेक प्रयोग, बजाने के बाजे और 
भ्रन्त में भौन-साधम के महत्वपूर्ण प्रयोग कर, -दिखाये | उपस्थित सत्र 
लोगों पर इसका गहरा श्रसर हुआ [अपने बालकों से घिरी मेडम, 
भोय्टेसोरी में मुझे बालकों के लिए मुक्त हुए संसार के दर्शन हुए ईश्वर 
की स॒द्टि मे अकेले बालक ही अधिकतर उसके अनुरूप होते हैं [- मेडम 
 मोण्ठेसोरी की शिक्षण-विषयक महत्वाकाज्षा पूरी-पूरी सफल न हो तो भी 
उन्होने बालकी में जो पूजने योश््र है, उसकी ओर माता-पिताश्नों का 
ध्यान आकर्षित करके मानवे-नोति.की असाधारण+लेवा की है । उन्होने 
मधुर संगीतमय इटालियन भाषा मचाँधीजी का स्वागत- छिया और 


उनके मन्त्री ने ओंग्रेजी मे उसका. अनुवाद किया | यहे अन्लुवाद भी पूर्ण 
रूप से हृ॒र्षोस्तांदक था--- *. ५ - ४“: न न 

“मे अपने विद्यार्थियों और यहाँ एकत्र मित्रो क्तेसम्बोधित कर कहती 
हूँ कि मुझे आपसे एक अत्वन्त महत्व-की.बात-कहनी- है-। -गाँधीजी की 
आत्मा--जिस महान्‌ आत्मा का हमें--इत्तना अनुभव है बह--उनके 
शरीर में मूत्तरूप से आज हमारे सामने यहाँ मौजूद है+- जिस:वाणी के 
सुनने का सोभाग्य अभी हमें मिलने वाला है, कह -जाणी आज <संसार 
भे रुबंत्र गूँज रही है । वह प्रेम से चोलते हैं, और- केवल चाणी से ही 
उसे ध्यक्त नहीं करते, प्रत्युत्‌ उसमें अपना समस्त जीवन भर देते हैं; 


>न अजब न 


इंग्ीड भे महात्माजी ] २६० 


यह ऐसी बात है, जो कभी-कमी ही हो सकती है; श्रोर इसलिए जब 
कभी यह होती है तब प्रत्येक मनुष्य उसे सुनता है। 

“अ्रद्ेय मद्ानुभाव ! मुझे इस बात का गय॑ है कि जिस वाणी में 
आज यहाँ श्रापका स्त्रागत हो रहा है, वह लेटिन जातियों में से एक की 
है--पश्चिम के धार्मिक विचारों के उद्गमस्थान रोम, भव्य रोम की है । 
मैं चाहती हूँ कि यदि आज पूर्व के सम्मान में पश्चिम के समस्त विचारों 
और जीवन को में मूत्तरूप से यहा व्यक्त कर सकी होती तो कितना 
श्रच्छा होता ! मैं आपके सामने अपने विद्याथियों को पेश करती हूँ | 
यहाँ उपस्थित केवल मेरे विद्यार्थी ही नहीं हैं; बरन्‌ उनमें मेरे मित्र, मित्रों 
के मित्र और उनके सगे-सम्बन्धी भी हैं । किन्तु मेरे विद्यार्थियों में श्नेका-' 
नेक राष्ट्रों के लोग हैं। यहाँ एकत्र हुए लोगों में उदार-दृदय अरँग्रेज 
शिक्षक है और श्रनेक भारतीय विद्यार्थी हैं; इदालियन, डच, जर्मन,- 
डेन्स, जेक्रोस्लोवेकियन, स्वीड्स, आ्ास्ट्रीयन, हगेरियन, अमेरिकन श्र 
आस्ट्रेलियन विद्यार्थी हैं और न्यूजीलेशड, दक्षिण भ्रक्रिका, कनाडा तथा 
आयलैंए्ड से आ्राये हुए विद्यार्थी मी हैं। बालकों के प्रति प्रेम के ही 
कारण वे सब यहाँ आये हैं। 

“हे मद्ानुभाव ! संसार की सभ्यता और बालकों के विचार की 
शरद्भला से ही हम एक-दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और इसी कारण 
हम सब आज आपके समन्ष आये हैं। क्योंकि हम शलकों को जीवित 
रहना तिखाते हँ--बह आध्यात्मिक-जीवन कि केवल जिसके आधार पर 
ही ससार की शान्ति स्थापित हो सकती है। और यदी कारण है कि हम 
मव यहां जीवन की कला के आचाये और हमारे सबके--विद्यार्थियों 


२६१ [ लन्दन से बाहर 
और उनके मित्रों के--गुरु की वाणी सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। आज 


का दिन हमारे जीवन में चिरंस्मरणीय होगा । ये २४ छोटे अंग्रेज वालक , 
किन्होने स्वयं तैयारी कर आपके सामने काम दिखाया, भविष्य में जो 
नया बालक होने वाला है, उसके जीते-जागते चिह्न हैं। हम सब आपके 
शब्द की प्रतीक्षा कर रहे है |” 

गाँधीजी की हृद्तस्त्री के सभी तारों को हिला, देने में इसका बड़ा 
असर हुआ और इस हत्कम्पन में से इस महान्‌ अ्रवसर के योग्य संगीत 
निकला, जो ससार के सब भागों के निवासी माता-पिता और बालकों 
के लिए. एक सन्देश भी था और मुक्तिपत्र भी | मै उसे यहा प्ररा-्यूर 
देता हूँ-- 

“मेडम | आपने मुझे अपने शब्द-भार से दबा दिया है। मुझे 
अत्यन्त नम्नतापूर्चक यह स्वीकार करना ही चाहिए कि आपका यह 
माता पिता ओ सिने कहना सर्वथा सत्य है क्रि कितना ही कम 

क्यो नहो, किन्तु मैं अपने जीवन के 
प्रत्येक अग में प्रेम प्रकट करने का प्रयस्त करता हैँ। अपने सट्टा का, 
जो मेरी इृष्टि में सत्य-रूप है, माक्षात्कार करने के लिए अधीर, हूँ और 
अपने जीवन के आरम्भ में ही मैने यह शोध की कि यदि मुझे सत्य का 
साक्षात्कार करना हो, तो मुझे अपने जीवन तक को खत्तरे में डालकर 
प्रेम-धर्म का पालन करना चाहिए; और ईश्वर ने मुझे बालक दिये हें, 
इससे मैं यह शोध भी कर सका क्रि प्रेम-धर्म तो बालक ही सबसे अधिक 
समक्त सकते हैं और उनके द्वारा ही वह अ्रधिक अच्छी तरह सीखा जा 
सकता है| यदि उनके बेचारे माता-पिता अ्जान न होते तो बालक 


इग्लैड में महात्माजी | श्द्र 


सम्पूर्ण निदोंष रहते । मेरा वह पूर्ण विश्वास हैं कि जन्म से ही बालक 
बुरा नहीं होता |. यह जानी-बूक्की वात है कि वाहक के जन्म के पहले 
और उसके बाद उसके विकास में वदि माता-पिता अच्छी तरह आचरण 
करेंगे, तो स्वभाव से ही वालक सत्य और गम का पालन करेंगे; और 
अपने जीवन के अरम्भ-काल में ही, जबसे मुझे यह बात मालूम हुई तभी 
से, मैने उतमे धीरे-धीरे किन्तु सुस्प्ट हेंर फेर करना शुरू कर दिया। 

“मेरा जीवन कितने और कैसे-कैसे तूफ़ानों में होकर गुशरा है, मे 
यहा उसकी चर्चा नहीं करना चाहता | किन्ठु मै सचमुच पूरी-पूरी नम्नता 
से इस बात का साक्षी हो सकता हूँ कि जितने अंश में मैने विचार, 
वाणी और कार्य में प्रेम प्रकट किया, उतने ही अंशो मे मैंने 'न समझी 
जा सकने जैसी' शान्ति अनुभव की है। मुझमे यह ईर्पा-योग्य शान्ति 
देखकर मेरे मित्र उसे समझ न सके और उन्होंने मुझसे इस अमूल्य 
धन का कारण जानने के लिए प्रश्न किये हैं। मैं इस सम्बन्ध में उन्हे 
केवल इससे अधिक कुछ नही बता सका कि यदि मित्रों को मुझमें इतनी 
शान्ति दिखाई देती है, उसका कारण अपने जीवन के सबसे महान: 
नियम का पालन करने का मेरा ग्रयत्न है | 

“जब सन्‌ १६१४ में मैं मारत पहुँचा, तब सबसे पहले मुझे आर्यके 
कार्यों का पता चला | अमरेली में मैने मोण्टेसोरी-प्रणाली पर चलने 
बाली एक छोटी पाठशाला देखी | उसके पहले मैं आपका नाम सुन 
चुका था | मुझे यह जानने में जरा भी कठिनाई न हुई कि वह पाठ- 
शाला आपकी शिक्षए-पद्धति के सि्फ ढाँचे का ही अनुसरण. करती थी, 
तत्व का नहीं। और यत्रपि वहां थोड़ाबहुत प्रामाणिक प्रयत्न भी किया 


हा [ लन्दन से बोहर 


जाता या किन्तें साथ ही मैने यह भी देखा कि वहाँ अधिकांश में 
दिखावट ही अधिक थी। है कक ह 
“इसके बाद तो मैं ऐसी अनेक पाठशालाओ के सम्पक में आया 
आर जितने अधिक सम्पर्क मे आया उतना ही अधिक यह समभने 
लगा कि वालको को यदि प्रकृति के, पशुओं के 
योग्य नियमों द्वारा नहीं म्रत्युत्‌ मनुष्य के गौरव- 
रूप नियमों द्वारा शिक्षा दी जाव तो उसका आधार भव्य और सुन्दर 
है। बालको को जिस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, उससे मुझे स्वभावतः 
ही ऐसा प्रतीत हुआ कि यद्रपि उन्हे अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती 
थी, फिर भी उसकी मूल पद्धतितो इन मूल नियमों के अनुसार ही निर्धा- 
रित की गई थी। इसके बाद तो सुके आपके अनेक शिष्यों से मिलने 
का सुश्रवसर प्राप्त हुआ | उनमे से एक ने तो इटली की यात्रा को 
जाकर स्वय आपका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था| में यहाँ इन बालकों 
ओर आप सबसे मिलने की आशा रखता था और इन बालकों को 
देखकर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है । इन बालकों के सम्बन्ध में मैंने 
कुछ जानने का प्रयत्न किया है | यहाँ मैने जो-कुछ - देखा है, उसकी 
एक ऋलक वरमिधम में भी दिखाई दी थी। वहां" एक पाठशाला है| 
“इस शाला में और उसमें भेद है। किन्तु वहां भी मानवता को प्रकाश में 
लाने का प्रवस्त होता दिखाई देता है । यहां भी मै वही देखता हूँ कि 
छुट्पन से हो बालकों को मौन का गुण समझाया जाता है। और अपने 
शिक्षुक्त के सकेत-मात्र से, सुई गिरे तो उस तक की आवाज़ सुनाई दे 
जाय, इतनी शान्ति से किस तरह एक-केयीडे-एक वालक आँया, यह 


शिक्षक का स्वभाव 


इग्लेंड मे महात्माजी | २६४ 


देखकर मुझे अ्निर्वेचनीय आनन्द होता है। तालबद्ध हलन-चलन के 
प्रयोग देखकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ; और जब में इन बालकों के 
प्रयोगों को देख रहा था, मेरा हृदय भारत के गाँवों के अधभूखें बालकों 
के प्रति दौहट गया । मेने अपने दिल में कहा, यह पाठ में उन्हे सिखाऊं, 
जिस रीनि से इन्हे शिक्षा दी जाती है. उस रीति से में उन्हें शिक्षा दे 
सकूँ, क्या यह सम्भव होगा !? भारत के गरीब से-गरीब बालकों में हम 
एक प्रयोग कर रहे हैं। यह कहाँ तक सफल होगा, में नहीं जानता | 
भारत के मोपड़ों में रहनेवाले बालकों को सच्ची और शक्तिशाली शिक्षा 
देने का प्रश्न हमारे सामने है और हमारे पास कोई साधन नहीं है। 
“हमें तो शिक्षकों की स्वेच्छापूर्वक दी गई मदद पर आधार रखना 
पड़ता है। और जब में शिक्षक्रों को हँढ़वा हूँ, तो बहुत-थोड़े मिलते हैं-- 
खासकर जो बालकों के मानस को समझें, 
उनमे जो विशेषता हो उसका अ्रभ्यास करें 
और उन्हें फिर उनके थ्रात्मसम्मान के भरोसे मानो छोड़ देते हों,इस प्रकार 
उन्हें अपने ही शक्ति-साधनो पर निर्मर बना देवें और उनमें जो उत्तम 
शक्ति हो उसे प्रकट करें | सैकडो, हजारों बालकों के अ्रनुभव पर से में 
कहता हूँ; और आप विश्वास करे कि बालकों में हमारे से भी अधिक 
सम्मान का ख़याल होता है। यदि हम नम्न बनें तो जीवन का सबसे बड़ा 
पाठ बड़े विद्वानों के पास से नही, परन्तु बालकों से सीखेंगे | ईसा में जब 
कहा कि बालकों के मुख से बुद्धिपूर्ण बाते निकलती हैं, तो इसमे उन्होंने 
- उच्चतम और भव्य सत्य को प्रकट किया था । मेरा उसमें सम्पूर्ण 
विश्वास है और मेने अपने अनुभव में यह देखा है कि यदि बालकों के 


शिक्षक के रूप म॑ वालक 


२६५ [ लन्दन से बाहर 


पास हम नम्नतापूर्वंक और निदोष होकर जायेंगे तो उनसे जरूरी बुद्धि- 
मानी की शिक्षा पायेंगे । 

“मुक्ते अब आपका और समय नही लेता चाहिए। अभी जिस 
प्रश्न का विचार मेरे मन में है वह जिन करोड़ों बालकों के बारे में मै ने * 
आपसे जिक्र किया है, उनमे उनके उत्तम गुणों के पकट करने का 
प्रश्न है। परन्तु मे ने एक पाठ सीखा है। मनुष्य के लिए जो बात 
अपत्षम्भव है बह ईश्वर के लिए तो बच्चों का खेल मात्र है; और उसकी 
सृष्टि के प्रत्येक्त अण के भाग्य-विधाता परमेश्वर में यदि हमारी भ्रद्धा हो 
तो प्रत्येक बात सम्भव हो सकती है । इसी अन्तिम आशा के कारण में" 
अपना जीवन बिता रहा हूं, और उसकी इच्छा के अधीन होने का 
प्रयत्न करता हूँ | इतलिए में फ़िर यह कहता हूँ कि जिस प्रकार आप 
बालको के प्रेम से अपनी अनेकों सस्थाओं के द्वारा वालकों की श्रेष्ठ 
बनाने के लिए शिक्षा देने का प्रयल्ष करती हैं उसी प्रकार में भी यह 
आशा करता हूँ कि घनवान और साधन-सम्पन्न लोगों को ही नहीं परन्तु 
गरीबों के बालकों को भी इस प्रकार की शिक्षा देना सम्भव होया। 
आपने जो कहा सो विल्षकुल सच है क्रि यदि हमें ससार में सच्ची शान्ति 
स्थापित करना है, युद्ध के साथ सच्चा युद्ध करना है, तो हमें उसका 
बालकों से ही आरम्म करना होगा। यदि वे स्वाभाविक और निर्देष 
रुप से वृद्धि पावे तो हमें न लड़ना होगा, न फजूल प्रस्ताव करने होंगे 
परन्तु जाने-अनजाने संसार को जिस शान्ति और प्रेम कीमख है वह म 
और शान्ति दुनियाँ के कोने-कोने में जबतक फ्रैल न जाय तबतक हम 
प्रम से अं मे और शान्ति से शान्ति प्राप्त करते जायेंगे [” 


सस्ता साहित्य मण्डल 
'सर्बोद्य साहित्य माला' के प्रकाशन 


१-द्व्य-जीवन ४) 
२-जीवन-साहित्य १) 
३-तामिल चेद्‌ ॥) 
४-व्यसन और व्यभिचार।॥<-) 
४-अप्राप्य) 

६-भारत के ल्ली-रत्न(३ भाग) ३) 
७-अनोखा(विक्टरह्य गो)१<-) 
८-अह्यचय विज्ञान ॥%) 
औ-यूरोप का इतिहास २) 
१०-समाज-विज्ञान श) 
११-खदरका[सम्पत्तिशास्र ॥%-) 
१२-गोरो का प्रभुव॒ ॥&-) 
१३-अप्राप्य) 


१४-६० आ० का सत्याग्रह १) 
१४-(अप्राप्य) 
१६-अनीति की राह पर ॥&) 


२१-व्यावहारिक सभ्यता ॥) 


२२-अंधेरे में उजाला. ॥) 
२३-८अप्राप्य) 

२४-(अप्राप्य) 

२४-सत्री और पुरुष. ॥) 
२६-घरों की सफाई. ।£) 
२७-क्या करें १॥) 
श८-(अग्राप्य) 

२६-आत्मोपदेश |) 
३०-(अप्राप्य) 

३१-जब अंग्रेज नहीं आए थे )) 
३२-- अप्राप्य) ॥४) 
३३-श्रीरामचरित्र... १) 
३४-आश्रम-हरिणी |) 
३५-हिन्दी-मराठी-कोष 9 


३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त) - 


१७-सीता की अग्नि-परीक्षा |) ३७-महान्‌ सातृत्वकीओर)॥“) 
१८-कन्याशिज्ञा )) ३८-शिवाजी की योग्यता ।“) 
१६-कर्मयोग ।-) ३६-तरंगित हृदय |) 
२०-ऋलवार की करतूत +) ४०-नरमेघ १) 


[ ३४ || 


४१-दुखी दुनिया >>) 
'२-ज़िन्दा लाश ॥) 
४३-आत्म-कथा (गांधीजी) १॥) 
४४-अग्राप्य) 
४४-जीवन-विकास १) १) 


४६-(अगप्राप्य) 
४७-फॉसी ! |) 
४८-अनासक्तियोग-गीताबोघ 
(द्वोक-सहित) १०) 
४७६-(अग्नाप्य) 
४०-मराठो का उत्थान-पतन र।।) 
४१-भाई के पत्र १) 
४२-स्वगत |) 
४३-अग्राप्य) ५) 
४४-ल्ली-समस्या श॥) 
४४-बिदेशी कपड़े का 
मुक़ाविला ॥£> 
५६-चित्रपट ।£) 
४७-अग्राप्य) 
शपनुअप्राप्य) 
४५६-रोटी कासवाल् १) 
द्‌ “-दैबी सम्पदू ४) 
६१-जीवन-सूत्र ॥) 
६२-हमारा कलंक ॥£-) 


६३-बुदूबुद्‌ ॥) 
६४-संघष या सहयोग १ १॥) 
६४-गांधी-विचार-दोहत.. ॥॥) 
६६-(अप्राप्य) 

६७-हमारे राष्ट्रनिमाता शा) 
६८-स्वतंत्रता की ओर-- १॥) 


६६-आगे बढ़ो ! ॥) 
७०-चबुद्ध-बाणी ॥-) 
७९-कांग्रेस का इतिहास २॥) 
७२-हमारे राष्ट्रपति १) 


७३-मेरी कहानी(ज० नेहरू) २॥) 
७४-विश्व-इतिहास की 

मलक (ज० नेहरू) ८) 
७४-हमारे किसानो का सवाल |) 
७६-नया शासन विधान-१ ।॥) 
७७-(१) गॉबों की कहानी ॥) 
७८-(२) महाभारत के 


पात्र १९॥) 
७६-सुधार और संगठन १) 
८४०-(३) संतवाणी ॥) 
८९-विनाश या इलाज ॥॥) 


८२-(४) अंग्रेज़ी राज्य मे हमारी 
आशिक दशा ॥) 
८३-(४) लोक-जीवन ॥) 


2 २७ 


सस्ता-साहित्य मण्डल 
नवजीवन साला” की पुरतके। 


. गीताबोध--महात्मा गॉधी कृत गीता का सरल तात्पर्य -)॥ 
, मड़ल प्रभात--महात्मा गाँधी के जेल से लिखे सत्य, 


अहिंसा, त्रह्मचय आदि पर प्रवचन -)। 


, अनासक्तियोग--महात्मा गॉथी कृत गीता की टीका-- . +£) 


श्लोक सहित £-) सजिल्द |) 


, सबो दय--रस्किन के (70/0 ८॥75 ],85: का गॉँधी जी 


द्वारा किया गया रूपान्तर-- है 


. नवयवकों से दो बाते--प्रिस क्रोपाटकिन के 'ह ए070 


(६0 ए0प078-7€7 का अनुवाद-- 2 


« हिन्द्‌-स्वराज्य-महात्माजी की भारत की सीजूदा समस्या 


पर लिखी प्राचीन पुस्तक जो आज भी ताजी है--_ #) 


. छूतछात की माया--खानपान सम्बन्धी नियमों तथा 


व्यवहार के बारे मे श्री आनन्द कौसल्यायन की 
लिखी दिलचस्प पुस्तक-- “) 


» किसानों का सवाल--ले० डॉ० अहमद की इस छोटी-सी 


पुस्तिका मे भारत के इन ग़रीब प्रतिनिधियों के सवाल 

'पर बड़ी सुन्दरता से विचार किया गया है। हर एक 
भारतीय को इसको समझना और पढ़ना चाहिए।.. £) 
ग्राम-सेवा और गॉघीजी---आजकल जिधर देखो उधर आम- 
सेवा की ही चर्चा सुनाई देती है--पर वह ग्राम-सेवा 


किस अकार हो--इस पर गॉधीजी ने इससे विषद्‌ 
प्रकाश डाला है-- “) 


. खादी ओर गादी की लड़ाई--ल्े० आचाये विनोबा 


(छप रही है) >) 


है 


